भरतपुर महाराजा जवाहरासह जाट? 
( १७६३-१७६८ ई० ) 


लेखक 
मनोहरसिह राशावत, एम्‌ ०, ए० 
राजस्थान विद्यापीठ 
विजयसिह पथिक श्रमजीबी महाविद्यालय, 
अजमेर (राज०) 








उकाशक >-- 


'हिन्द्ी साह्िह्य+मन्दिर जोधपुर २७, . 


प्रकाशक : 

श्री देंवेन्द्रासह गहलोत एम्‌० ए०, 
हिन्दी साहित्य मन्दिर, 

गरोश चौक, रातानांडा, 

जोधपुर (राज.) 


प्रथम संस्करण : १६७३ ई० 


मूल्य : झ० १०,०० 


मुद्रक ; , 
ऐली रा प्रिन्टंस 

पण्डित शिवदीनजी का,रास्ता, 
जयपुर-३ 


, सम्मति 


वहाँ के जाट शासक सूरजमल के समय में ही भरतपुर राज्य की गणना उत्तर 
भारत की तत्कालीन गण्यमास्य प्रबल शक्तियों में होने लगी थी । यूरोपीय सेनानायकों 
को प्रशने प्राधीन नौकर रख कर उसके उत्तराधिकारी पुत्र राजा जवाहरसिंह जाट 
ने भ्रपनी सेना तथा तोपखाने को और भी शक्तिशाली बना दिया था, जिससे उन्हें 
बगाल, बिहार प्रौर उड़ीसा सूबों की दीवानी मिलने के तत्काल बाद ग्रग्नेजों ने भी 
उससे मंत्री स्थापित करने के प्रयत्न किये थे । किन्तु जब'हुर्शपह जाट का यह शासन- 
बाल तत्कालीन अराजकतापूर्ण संघर्ष मय राजनीति तथा भारतीय सैनिक संगठन भश्रथवा 
युद्धनप्रणाली के लिये निर्णायक झौर युगान्तरकारी प्रमाणित हुप्रा, जिमसे ईसा की 
भ्ण्वीं शती के उत्तरी भारतीय इतिहास में जाटों का भपना विशेष महत्त्व है 

प्पने सुशञात ग्रथ “हिस्ट्री प्रॉफ दी जादूस” के पहिले रूण्ड में स्वर्गीय डा० 
कलिकार जन कातूनगा ने लगभग पचास वर्ष पूे ब्रज प्रदेश में जाटों की सत्ता के 
इस प्रारंभ, उत्थान, विकास भौर अचनति का क्रमबंद्ध प्रामाणिक्र विवरण प्रस्तुत 
किया था । तब से ईंसा को ह८वी शती में जाटों के इतिहास विषयक्र समकालीन 
प्रामाणिक प्राधार-सामग्रो भी प्रचुर मात्रा में प्रकाश में श्राई है, जिसका आ्राचार्ये- 
प्रवर यदुनाथ सरकार ने श्रपने सर्वमान्य ग्रंथ “फाल ऑ्रॉफ दी मुगन एस्पायर” में 
बहुत-कुछ प्रयोग किया है, परन्तु दिल्‍ली में श्रवस्थित मुगुल साम्राज्य की केन्द्रीय सा 
से ही सवधित होने के कारण उसमे जाटों के इतिहास की यत्र-तत्र कलकियाँ ही 
देखने को मिलती हैं । 

श्रतएव भरतपुर जाट राज्य वे इतिहात और विशेषतया जवाहरसिह के शासन- 
फाल के इतिवृत्त के पुनर्लेंखन की ग्रावश्यक्तता पर कदापि दो मत नही हो सकते हैँ । 
कुछ समय पहिले इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये थे, करिस्तु उनमें सारी महत्त्वपूर्ण 
प्रामाशिक प्राघार-सामग्री का समुचित उपयोग नहीं किया गया है, प्रौर जवाहरसिह . 
9 का दिवरण तो संक्षेप में ही दिया हैं। इसीलिये उदयपुर विश्वविद्यालय में 
मनी एम० ए० (उत्तराद्ध) परीक्षा के लिये “भरतपुर नरेश जवाहर्रातह जाट 


२] भरतपुर महाराज! जवाहर पिह जाट 


झ्रौर उसका काल (१७६३-६८ ई०)”? विषय पर अपना शोध-निबंध लिखने -का 
निश्चय कर मनोहरप्तिह राणावत तदयथे आवश्यक प्राथमिक महत्त्व की प्रामाणिक 
ग्राधार-सामग्री के संकलन के लिये सीतामऊ भी श्राया था। उक्त परीक्षाधे प्रस्तुत 
किये गये उस शोध-निवन्ध को ही पंशोधित कर भ्रव इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
किया ना रहा है । | 

इस शोध-निबंध को लिखने में मनोहरपिह राणावत ने सद्‌ १६९७० ई० तक 
प्रकाशित वबीनतम श्राधार-सामग्री का भी पूरा-पुरा उपयोग किया है । क्या सूरजमल 
ते नाहरसिह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था ? जमेंन सेनानायक समर 
जवाहरसिह की सेवा में प्रथभण बार कब पहुंचा था ? क्या तदुनन्तर कुछ समय के 
लिये उसने जवाहरमिंह की नोकरी छोड़ दी थी ? जवाहरसिंह की मृत्यु कैसे गौर 
कब हुई थी ? झादि महत्त्वपूर्ण छोटे-बढ़े प्रश्यों पर मनोहर्रा्तिह ने सप्रमाण अपने 
सुस्पष्ट निर्णय दिये हैं, जो इस पुस्तक की विशेष उपलब्धियां हैं॥ किन्तु मुलतः शोध- 
निबन्ध होने के कारण ही उसके आकार-प्रकार, विवेचन-पद्धति श्रादि संबंधी तज्जन्य 
बाध्यताए इप्त पुस्तक में भी विद्यमान हैं । किन्तु इन अनिवार्य परिसीमाओ्रों के होते 
हुए भी यह कृति उम देश-काल और विषय विशेष सम्बन्धी इतिहास के विद्वानों प्लौर 
संशोधरों के लिये अवश्य ही सहायक होगी । इसकी भाषा सरल झोर लेखन-शैली 
सीधी-सादी होने के कारण साधारण पाठकों को भी एस ग्रथ से भरतपुर के इस 
जाट राज्य के उत्यान तथा जवाहरापह की सफलताशों भ्रथवा विफलताम्रों की भी 
बहुत-कुछ जानकारी प्राप्त हो सकेगो । प्रत: यह पुस्तक पठवीय, अध्ययनीय श्रीर 
संग्रहणीय है । 


“रघुबीर निवास”, --रघुवी रसिह 
सीतामऊ (सालवा) 
श्रप्रोल १८, १६७३६० 


प्रस्तावना 


जाट न केवल वीर भ्रौर साहसी हैं, वल्कि भोरों की अपेक्षा श्रधिक ईमानदार 
व परिश्रमी भी हैं। स्वतन्त्रता, स्वाभिमान प्रौर शान्ति के स्ताथ कड़ा परिश्रम इस 
जाति की मुख्य विशेषताएं हैं । 

(छवीं शताब्दी में प्रागरा श्रौर मथुरा जिलों में जाटों की संख्या सर्वाधिक 
थी प्रौर इनका सुख्य व्यवसाय कृषि था | इस शताब्दी के उत्तराद्ध में धर्मे-मुलक 
कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब ने घामिक प्रसहिष्णुता शी नीति को श्रमना कर 
स्वाभिमानी हिन्दुओं में तीन्र प्रसन्‍्तोष उत्पन्न कर दिया । फलस्वरूप आगरा और 
मथुरा के जाटों ने विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया । प्रारम्भ में श्रोरंगजेब को इस 
विद्रोह के दमन में प्रल्पक्षालीन प्रथवा प्रांशिक सफलता भी मिली, किन्तु अन्ततः यह 
विद्रोह जाति गौरव की क्रान्ति में परिशित हो गया श्लोर तव इसका अन्त बदनिह 
के द्वारा भरतपुर के पृथक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के स्ताथ हो हुआ | यों विद्रोही 
गोकला जाट ने राज्य रूपी जिस पौधे का बीजारोपण किया, वदरनासह ने उस पौधे 
बे प्रंकुरित किया, सूरजमल ने उस पल्‍लवित पौधे को भली-भांति सींच कर हरा-भरा 
बनाया श्रौर जवाहरसिह उप्तमें फल लाया, किन्तु श्रल्पकाल में ही इस फलयुक्त पौधे 
पर भोले गिरने प्रारम्भ हो गये एवं भरतपुर राज्य रूपी इस पौध से कच्चे फल 
प्रद्ती पकने भी नहीं पाये थे कि गिरने प्रारम्भ हो गये तथापि पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य 
पी राजनीति को उपयुक्त उल्लेखित जाट शासकों ने भी प्रभावित्र किया | इसी 
बारण भारतीय इतिहास में जाट जाति का इतिहास बहुत महत्त्वपूर्ण वन पड़ा है । 


जाट जाति के इतिहास की दिशा में कानुनगों ने सर्व प्रथम /हिस्ट्री श्रॉफ 
जाटस” लिख कर दृतिहास जगत में जाट जाति की प्रोर ध्यानाकापित किया, किन्तु 
कट प्रपनी पुस्तक में राजस्थानी शोर मराठी ऐतिहासिक सूत्रों का प्रयोग नहीं 
हर राय । तदुनन्तर डा० पाण्डे ने इस प्रभाव की पूर्ति का प्रयत्त किया और सभी 
समदालीन बूढ़ों को प्रयुक्त कर छादूनगों के प्रयत्न को संवारा तथापि इतिहास जगत 


६) जाटों के इतिहास बी दिस्तृत जानकारी देने के सम्बन्ध में इस सन्तोषजनक नहीं 


४ भरतपुर महाराजा जवाहरमिह जाट 


कहा ना सकता । इसी कारण-को ध्यान में रखते हुये मैंते प्नपनीःइस पुस्तक में जाट 
जाति के एक प्रमुख चरित्र के सांगोपांगअध्यक्षत्‌ को अुस्तुत करने का प्रयास किया है। 

.. ऐतिहासिक सामग्री के श्राधार पर प्रामाणिक इतिहास लिखना, निष्पक्ष दृष्टि 
से विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों के गुश-दोषों की विवेचता करना, तथा संयत भाषा 
में उनका ठीक-ठीक महत्त्व भ्लांकना ही इतिहासकार का कतंव्य है। इस पुस्तक की 
रचना करते समय इन्हीं श्रादर्शों का पालन करने का यथाप्तम्भव प्रयत्त किया गया 
है । इस पुस्तक को पूर्णतया प्रामारिक बनाने के लिये उस काल से सम्बन्धित .सभी 
फारसी, फ्रंच, मराठी, अंग्रेजी श्रीर राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रथों का आलोचनात्मक 
प्रष्ययन कर प्राप्त सामग्री का पूरा-पुरा प्रयोग करने का भरप्तक प्रथत्त किया गया है। 


इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में मुझे उदयप्रुर विश्वविद्यालय के डा० बि० स्व॒० 
माथुर, प्रोफेप्तर एवं विभागाष्यक्ष, इतिहास विभाग और डा० क्ृ० स्व० गुप्ता से जो 
झ्राशीर्वाद, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिला, उसके लिये मैं इनके प्रति कृतज्ञ है। इसके साथ 
ही मैं अपने निर्देशक डा० लक्ष्मण प्रसाद माथुर के प्रति विशेष रूप से क्ृतज्ञ हैँ, जिनके 
सहयोग श्रौर निर्देशन से ही मैं यह कारें पूर्णा कर सका हूँ । लेकिन इसका सर्वेश्रय 
मेरे गुरु महाराज कुमार डा० रघुबीरसिंह को है, जिनकी पूर्ण सहायता एवं प्रे 'पूर्णा 
प्राशीर्वाद से ही यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो सका है । इसके पग्नतिरिक्त भी 
सरस्वती भवन पुस्तकालय, उदयपुर के उप-पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमलाल 
पालीवाल, व्याख्याता श्री राजेन्द्रीसह लाखावत, डा० वी० एम० शेख, श्री हेमचन्द्र 
शर्मा, श्री गिरीशनाथ माथुर, श्री शम्भूपि|ह प्रौर श्रोम चौधरी के प्रति भी झ्राभार प्रकट 
करना भ्रपना कर्तव्य समभत्ता हूं, जिनसे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुझे प्देव सहयोग 
मिला है। इस पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्राचार्य बी० एल० पारख से प्राप्त 
सहयोग, प्रेरणा भ्रौर प्रोत्साहन की भी भूलाया नहीं जा सकता । 

इस पुस्तक के प्रकाशक हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर का भी भनुग्रहीत हूँ, 
क्योंकि वे इस इस पुस्तक को प्रकाशित कर उसे इतिहास के विद्वानों श्लौर इच्छुक 
पाठकों तक पहुँचाने में क्रियात्मक सहयोग दे रहे हैं । 


भोजलाई (उदयपुर) --मनोहरप्तिह राणावत 
जुलाई १, (६७३ ई० 


एशियाटिक्‌ ० 
ध्राफाक ० 
प्रोफा ० 


ध्रौरंग ० 


एविन्‌० 
काॉनिंगम ७ 


बदामदर ० 


कुज बिहारी ० 


पेलेण्टर ० 
केलवार ० 


शण्डा ० 


भाउज ० 


छन्द्रदूष्ट ० 


संकेत परिचय 


एशियाटिक एन्युप्रल रजिस्टर, १८०० ई० । 
प्रजाएब-उल्‌-प्राफाक 

“जोधपुर राज्य का इतिहास,” डा० गौरीशंकर 
हीराचन्द प्रोफा कृत, जिल्द २ । 

“हिस्ट्री श्रॉफ प्रौरंगजेव,” सर यदुनाथ सरकार 
कृत, जिल्दें ३-५ । 

“लेटर मुगुल्स,” इविन कृत, जिल्दें १-२ । 

'( हिस्द्री प्राफ दी सिस्स,” जें० डो० कनिंगम 
कृत । 

तजकी रातू-उसू-सलातीन-इ-चगताई, मुहम्मद . 
हादी कामवर खां कृत, जिल्द २। 

“दी इवोल्युशन ध्रॉफ दी एडमिनिस्ट्रेशन श्रॉफ 
फॉरमर स्टेट श्रॉफ भरतपुर,” डा० कुज- 
विहारोलाल गुप्त कृत । 

केलेण्शर प्रॉफ पशियन कारेस्पाण्डेन्स, 
जिल्दें १-२॥ 

“१८वीं शती के हिन्दी पत्र'' डा० काशीनाब 
केलकर कृत । 

“पझहमदशाह दुर्रानी,” डा० गण्डासिह कृत । 
“ए डिस्ट्रिवट मेमोयर्स पाक मथुरा,” एफ» 
एस० ग्राइज कृत । 

“हिस्ट्रो श्रॉफ दी सिर्य डा० हरिराम युप्त 
कृत । 

“चन्द्रचूड दफ्तर,” द० वि» प्रापटे द्वारा 
सम्पादित, हिल्द ११। 


६] 


४5 > 5 
05 


चहा २० ईलियट० 


जयपुर० 


जाटूस० 


जोघपुर ० 
ता० श्रा० 


तारीख ० 
थर्टी ० 


दि० क्रा० 
नरेन्द्र ० 
नुरूदीन ० रशीद० 


नृरूद्दीन ० इस्लामिक० 


पशियन ० 


पे ० दत6 


पे० द० (नई)० 


हे 


पूर 


फतूहात० 


भरतपुर महाराजा जवाहरमसिह जांट 


“चहार गुलजार-६-शुबाई” हर्स्विरणदास कृत, 
'ऑर+/ (ईलियं्ट एफ झक्षन, जिल्‍्द ८) 


"हिस्ट्री श्राफ जयपुर स्टेट, पर यदुनाथ 
सरकार कृत । (हस्त लिखित ), रघुवीर 
पुस्तकालय में प्राप्य प्रति । 

“हिस्ट्री! श्रॉफ जाट॒त,” डा० कालिकारंजव 
कानुनगो कृत । 

जोधपुर राज्य की स्यात,” जिल्‍्द ३। 
“तारीख-इ-प्रालमगीर सानी” सर यदुवाथ 
सरकार कत श्र ग्रेजी प्रनुवाद । 
तारीख-इ-हिन्द, रुस्तम झली खाँ कृत । 

“थर्टी डिसायपिव बैटल्ज श्रॉफ जयपुर”, राव 
बहादुर ठाकुर नरेख्रसिंह कृत । 

“दिल्ली ऋिकल”, सर यदुनाथ सरकार कृत 
श्रंग्रेजी प्रनुवाद । 

“महाराजा ईश्वरीविह का चरित्र,” ठाकुर 
नरेन्द्रसिह वर्मा कृत । 

“नजीबुद्दोला,” सेदय नूरूद्दीन हुसैन कृत, 
श्रनुवादक भौर सम्पादक, शंख प्रब्दुरंशीद । 
“लाईफ श्रॉफ नजीवुद्दीला सेयद नूरूद्दीन 
हुसेन कृत, सर यदुनाथ सरकार छत अग्रेजी 
प्रनुवाद, (इस्लामिक कल्चर जिल्द ७) । 
पशियन रिकार्ड्स श्रॉफ मराठा हिस्ट्री-देहली 
श्रफेयर्स, जिलद ६ । 

“सिलेक्शन्स फ्राम पेशवा दफ्तर , राव बहादुर 
गोविन्द सखाराम, सरदेसाई द्वारा सम्पादित, 
जिल्दें २१,२७,२६ । 

सिलेक्शन्ज फ्राम ऐशवा दफ्तर, (न्यू सिरीज ), 
पी० एम* जोशी द्वारा सम्पादित, जिल्दें १-३। 
“पूर्वे-भाधुतिक राजस्थाच” डा० रघुवीरसिंह 
कृत । 

फतुहात-इ-प्रालमगी री, ईश्वरदास नागर कृत्त । 


संकेत परिचय 


फाल० 


घचनेहा० 


विहारी ० इस्लामिक्त० 
वेगम ० 

मश्नासीर० 

सथुर ॥० 

मनुदी ० 


यदु० 
रघु० 


राजबाढ़े० 


५ 
रुऊ० 


शाबोीर« 


“फाल श्रॉफ दी मुगल एम्पायर”, सर येदुनाथ 
सरकार कृत, जिल्दें २-३ । 

"“सिलेक्शन्ज फ्राम बनेड़ा श्रारकाइव्ज, डा० 
एल० पी० माधुर शभ्रौर डा० के० एस० गुप्ता 
द्वारा सम्पादित । 


“लजीबुद्दोचा रूहेला पीफ”, विहारीलाल 
मुन्शी कृत, सर यदुताथ सरकार द्वारा श्रग्नेजी 
प्रनुवाद, (इस्लामिक कल्चर, जिल्द १०) । 
“वेगम समरू/, ब्रजेन्द्र नाथ बनर्जी कृत । 
“मग्रासीर-इ-प्रालगीरी”, _यदुनाथ सरकार 
कृत अंग्रेजी श्रनुवाद । 

“हिस्ट्रो श्रॉफ दो जयपुर स्टेट”, डा० मथुरा- 
लाल शर्मा कृत । 

“स्टोरिया डी मोगोर”, मनुद्दी कृत, इविन 
हारा अनुवादित एवं प्तम्पादित, जिल्दें १-४॥। 
“गदु वंश, गंगांसिह कृत । 

“मालवा इन ट्रान्जिशन”, डा० रघुवोरसिह 
कृत । 

“मराठाच्या इतिहासाचीं साधमनें,” बि० का० 
राजवाड़े द्वारा सम्पादित, भाग १। 

“मारवाड का इतिहास”, विश्वेश्वरनांथ र॑ऊ 
कृत, भाग १ । 

“मेमोयस प्लॉफ रैने मादे”, सर यदुनाथ सरकार 
कृत प्र ग्रेजी प्रनुवाद । 

“वंश भास्कर,” सूर्यमल मित्रण कृत, 
जिल्द ४। 


८4--9 


वदीर विनोद”, कविराजा श्यामलदाप्त कृत, 
जिल्द ३॥ 

“एन एकाउप्ट प्राफ दी जाट किगडम”, 
फादर देण्डल हत, सर यदुनाष सरकार कृत 
अंग्रेजी सनुवाद । 


ते 


दारोख-इ-शाकीर खानी, शाकीर खाँ दूत | 


पघव] 


शुञञा ० 
सरदेस।ई ० 
सतीश ० 


सलातीन ० 
हरसुख० ईलियट० 


हिंगरो ० 


होलकर० 


भरतपुर महाराजा जवाहर/मसिह जद 


'शुजाउद्दोला”, डा० श्राशीर्वादीलाल कृत 
जिल्दें १-२। 

“ह न्यू हिस्द्री श्रॉफ दी मराठाजू,” गोविन्द 
सखाराम, सरदेसाई कृत, जिल्द २ । 

“पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स इन दी मुगल कोर्ट” 
डा० सतीशचन्द्र कृत (१७०७-१७४० ई०) 
श्रहवाल-इ-सलाती न-इ-मुता खैरीन । 
“मजपमूल-प्रखवार”, हरसुखराय कृत, (ईलियट 
एण्ड डॉसन, जिल्द ८५) । 

“हुगणें दफ्तर”, जी० एपस० देसाई द्वारा 
सम्पादित, जिल्द २ । 

“होेलकर शाही च्या इतिहासाचीं साधने”, वी० 
वी० ठाकुर द्वारा सम्पादित, जिल्द १॥ 


विषय-सूची 


सम्मति --डा*० रघुबीरसिह, डी० लिट्‌० 
प्रस्तावना 
सकेत परिचय 
भ्रष्याथ प्रथम--प्रारस्भिक विदेखन ६ 
(१) जाट प्रौर उनका प्रदेश 
(२) चूड़ामन भ्रौर वदनरसिह के समय जाटों का उत्वान 
(३) सूरजमल का प्रारम्भिक कार्यकाल तथा जाट राज्य का 
विस्तार 
प्रष्याय हितीय--जदाहरसिंह का प्रारम्भिक जीवन श्लौर सूरजमल के 
शासन काल में उसका उत्पान : 
(१) जवाहरसिह का प्रारम्मिक जीवन प्रोर कार्य 
(२) सूरजमल के साथ उसके सम्बन्ध 
(३) दूुर्रनी के साथ संघर्ष 
(४) नदाव फरु खनगर के साथ संघर्ष 


प्रध्याय तृतीय - सूरजमल की मृत्यु श्रौर उत्तराधिकार के लिए संघ : 


(६१) सन्‌ १७६३ ई० मे भरतपुर राज्य 
(२) सूरजमल की मृत्यु शोर विनिन्न दावेदार 
(३) नाहरप्िह व जवाहरसिह के मध्य संघ 
(४) जदाहरसिह का राज्यारोहण 
प्रष्प ये उतुर्द--जदाहरसिह दा नशीदुहोला के साथ संघर्ष 
(१) संघ के लिये तैयारियां 


2 श् 


(६२) जूता देः किनारों पर युद्ध भौर नडीदुह्दोला वे साथ समन्ौता 


धष्णय एंचम--प्ान्तरिक विरोधियों छा दमन : 
(१) दडिद्रोही जाट सरदारों दग दमन 


पृष्ठ संख्या 
१्नरे 
इ-४ 
प्र-८ 
१-१४ 


१५-३२ 


३६-५० 


४१-५६ 


१० ] मरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


(२) नाहरसिंह के साथ भ्रन्तिम संघर्ष श्रौर निर्णायक विफलता 
प्रष्याय षछु--मराठों के साथ सम्बन्ध : ६०-६८ 
(१) जवाहरसिह भ्रौर मल्हारराव होल्कर 
(२) जवाहरपिंह झौर रघुनाथराव 
(३) श्रब्शली की पंजाब पर चढ़ाईयाँ प्रौर जाट-मराठा संधि 
(४) जाट-मराठा संघर्ष---जवाहरसिंह की विजय 
भ्रध्याय ससम्‌-- जवाहरसिह श्रौर अंग्रेज : ६६-७४ 
(१) वंगाल में श्र ग्रेजों का उत्थान 
(२) श्रहमदशाह अव्दाली का निरन्तर श्रांतक 
(३) अंग्रेजों का जवाहरसिह के साथ मेत्री का प्रयत्त 
(४) जवाहरसिह भौर उसके यूरोपीय सेनानायक 


भ्रध्याय भ्रष्ठमु--प्रृष्कर में जवाहरसिह भौर उसके परिणाम : ७६-८७ 
(१) जवाहरसिह के मराठा विरोधी प्रयत्न 
(२) पुष्कर में मिलन तथा जाट-राठौड़ संधि 
(३) माधोसिंह से वैर होना तथा जवाहरपिह का प्रष्कर से लौटना 
(४) मावण्डा युद्ध 
(५) कामा युद्ध 
(६) मराठों के श्रधिकार क्षेत्र पर चढ़ाईयाँ 


प्रष्याय नवमु--जवाहरसिंह का श्रन्त व उसका सुल्याँकन : ८प-६४ 
(१) जवाहरसिह की मृत्यु 
(२) उसका चरित्र श्रौर उपलब्धियाँ 
(३) सभ्‌ १७६८ ई० में भरतपुर राज्य का विस्तार 
श्राघार-प्र थ सूची ६४५-&८ 
अनुक्रम णिका ६६-१०४ 
१०५ 


शुद्धि-पत्र 


चित्र-सूची 


पृष्ठ संख्या के सामने 
१. महाराजा जवाहरपिह १५ 
२. राजा बदनपिह १० 
३. महाराजा सूरजमल श्र 


९ प्रारम्भिक विवेचन 


कल लत लत 





जाट और उनका प्रदेश : 


यह जाट जाति देश की निधि है। वह देश का भरण-पोपण भी करती है 
प्रौर रक्षा भी करती रही है । जिस कुशलता से यह खेत में हल घला सकती है, 
उसी कुशलता से युद्ध-भूमि में यह तलवार चलाना भी जानती है। साहस, वीरता, 
इृढ़ता श्र परिश्रम में वह किसी से कम नहीं है । 


यद्यपि सी० वी० वँद्य, हरवर्ट रिजले, ई०बी० हैवल भर कानूनगो श्रादि 
प्रनेक प्रमुख विद्वान शारीरिक बनावट, भाषा तथा रीति-रिवाज के झाधार पर 
जाटों को प्राचीन श्रार्यो का ही वंशज मानते हैं,' तथापि जाट छब्द की उत्पत्ति के 
विषय में प्रभी तक विद्वाव्‌ मतंक्‍्य नहीं हैं | यूरोपीय इतिहासका रों के श्ननुसार जेटि, 
जाथ, शूट प्रादि शब्दों से जाट शब्द की व्युत्यति हुई ।* अंगद शास्त्री की पुस्तक 
“जगरोत्पत्ति' के प्रतुसार 'जठर' का विगड़ता हुआ शब्द जाट रह गया। लेकिन 
कानूनगो एमे उचित नहीं मानते हैं । जो भी हो यह तो स्पष्ट है कि “जाट! शब्द 
सा से ६०० वर्ष पूर्व भी संस्कृत पुस्तकों में स्थान पा चुका था ।४ 

इस विषय में कोई भी प्रामारिक सामग्री उपलब्ध नहीं है कि भारत में 
जाटों वी दिशिन्न शाखाए अपने वर्तमान निवास स्थानों पर कव और किस प्रकार 
पहुँची । बतंमान काल में ये हिमालय की तलहटी से पश्चिम में सिन्ध नदी तक, 
पूर्द में गंगा नदी से लेकर हैदराबाद तक बसे हुए हैं। हैदराबाद से झ्जमेर श्ौर 
झजमेर से एक सीधी रेखा भोपाल तक खींची जाय तो उनकी झ्ावादी की दक्षिग तथा 





जाट्स ०, पृ०५ ८-६; यदु०, पृ० ६१॥ 
पदु०, पु०८। 


हा. >औ ० 
९ ह' + 


जाएुस०, पृु० १६-६१७। 


२]  «». भरतपुर महाराज़ा जवाहरसिंह जाट , 


पश्चिम की सीमा निर्धारित हो जाती है । ये लोग सिन्धूु नद्री के उस पार पेशाबवर, 
बिलोचिस्तान तथा सुलेमान पर्वंतमालो के पंश्चिम में भी पाये जाते हैं। गगा पार 
पूर्व में भी कहीं-कहीं इनकी श्रावादी पाई जाती है । सिन्ध, पंजाब, राजस्थान तथा 


गंगा जमुना के दोग्नाव में अधिकतर यह जाति कृपि-कार्य करती है। विध्याचल की 
घाटियों में भी जाट पाये जाते हैं ।* 


चूड़ामन और बदनसिंह के समय जादों का उत्थान : 


१७वीं शताब्दी के मध्य तक जाट जाति पूर्व में आगरा, मथुरा, कोइल 
(भ्रलीगढ़, तथा पश्चिम में मेबात की पहाड़ियों या आमेर क्षेत्र की सीमाग्नों तक, 
उत्तर में दिल्‍ली से २० मील दूर मेरठ, दक्षिण में चम्बल नदी का किनारा तथा 
उसके पार गौहद तक फैल गये । इन इलाकों में जाटों की संख्या सबसे अधिक थी । 


शरंगजेब की कट्टर धामिक नीति के पुर्वे इन इलाकों के जाट शान्ति- 
पूर्वक श्रपता जीवन व्यतीत करते थे तथा कृषि कार्य में व्यस्त रहते थे । लेकिष्‌ 
औरंगजेब की कटूटर धाभिक नीति का उसके कुछ अधिकारियों ने खुल कर प्रयोग 
किया । मथुरा का फौजदार अब्दुन्तवी खां ने बढ़े उत्साह के साथ मूर्ति पूजा का 
श्रन्त कर देने की अपने सम्राट्‌ की नीति का पालन किया । उसने हिन्दू मन्दिर के 
भग्नावशेषों पर मथुरा शहर के बीचों-बीच एक जुमा मस्जिद बनवाई। तत्पाश्चात्‌ 
उसने केशवराम के मन्दिर को, दारा द्वारा उपहार में दिया हुआ नककाशीदार पत्थर 
का जंगला सन्‌ १६६६ ई० में वहाँ से हटवा दिया ।३ 

उसकी इस नीति ने स्वतंत्र और शांति की भावना से जीने वाले जाटों को 
विद्रोह. पर उतार कर दिया । जाट किसानों का हृदय मुगलों के विरुद्ध एक वारूद 
के ढेर के समान हो गया था, जिसमें श्राग की चिनगारी रखने की देरी ही थी और 
यह कार्य तिलपट के जमींदार गोकला जाट ने किया । गोकला जाट ने गाँव-गाँव 
घूम कर मुगलों के विरोध में जाट किसानों का एक संगठन वनाया; और तब 
१६६६ ई० में तिलपट के जमींदार गोकला जाट के नेतृत्व में जाट किसानों ने मुगलों 


१. यदु०, पृ० १५-१६ 
२. फाल ०, नर पृ० ३ ०६, ३०७ ॥। 
३. औरंग०, ३, पृ० २६३ । 


प्रारम्भिक विवेचन [ ३ 


के विरुद्ध मुक्तिससंग्राम छेड़ दिया," जो कोई ५३ वर्ष तक निरंतर चलता रहा। उसे 
दबाने के लिये मथुरा का फौजदार भ्रव्दुन्नवी खां वसरा गाँव की ओर चला। परन्तु 
मई ६१० के लगभग वह इस युद्ध में गोली से मारा गया ।* गोकना जाट ने सादाबाद 


का परगना लूट लिया । धीरे-धीरे यह जाट विद्रोह मयुरा के पड़ौसी जिले आगरा में 
भी फैल यया ।3 


प्रब्दु्वी खां के यों मारे जाने पर जाटों के दमता्थ औरंगजेव ने सफशिक्रन 
खां और उसके वाद सैव्यद हसनग्रली खां को मगुरा का फौजदार नियुक्त फ्िया ४ 
फिर भी सब्‌ १६६६ ई० के पूरे वर्ष भर मथुरा में श्रज्नाति और उपद्रव की धूम मची 
रही । सफशिकन खां के श्रसफल होने पर सैव्यद हसनअली खां श्रपने सहयोगी शेख 
रजीउद्दीन के साथ विणाल शाही सेना के साथ विद्रोही नेता गोकला. जाट का दमन 
करने के प्रयत्न में लगा । जाट नेता गोकला भी श्रपनी २० हजार किसान सेना के 
साथ सामना करने के लिये श्रागे बढा । श्रतः १६७० ई० की जनवरी के प्रारम्भ में 
तिलपट से २० मील दूर स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें 
बहुत मार-काट के बाद हसनश्रली खां ने गोकला को पराजित कर दिया। गोकना 
भाग कर तिलपट चला गया ।* तब शाही सेना ने तिलप्ट को जा घेरा । तीन दिन 
के घमासान युद्ध के बाद शाही सेना तिलपट पर अश्रधिकार करने में सफल हो गयी । 


इस युद्ध में ४ हजार शाही सनिक और ५ हजार जाट सैनिक मारे गये । 


जाट नेता गोवाला श्रपने कुट्रुग्वियों प्रौर ७ हजार साथियों सहित कंद कर लिया 


गया था । बन्‍्दी गोकला जाट को बादशाह के पास भेज दिया गया, जहाँ उसकी 
निर्मम हत्या बारवा दी गई, तादि इस ऋर दण्ड से विद्रोही जाटों में भय व्याप्त हो 
जाय । उसकी एया लड़की को मुसलमान वना कर शाहकुली कोल के साथ उसका 


निकाह कर दिया गया बझौर गोकला जाट देः लड़के को मुसलमान बना कर उसका 





पतूहात०, प० ५३ धर; पोरंग०, 5, पृ० २६३ ॥। 
5५ मश्ासीर ८, पु० ४८; दछामदर०, २, पृ० ६१, ६६१० 


६२; शोरंग०, ६ 
पृ० २६४। 


है 


मधारीर०, पृ८ ४८; घोरंग०, ३, पृ० २६४; पूर्द०, पृ० १६१ । 
प्रौरंग०, ३, पृ० २६४ 


कह 
ञ 


पह्ात 6 ए० ४8 रर शंपधासीर८, धु० “४८; दामदर १, चुर £६६९१।॥ 
पज्शाठ ०. $ १ स-ण 


१ 
५ 


| है] 


द्दव 


४] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


नाम फाजिल खां रखा शौर उसे जवाहर खां को मौंप दिया जिसकी देख रेख में 
उसका पालन-पोपण हुआ ।* 


हसनभअली खां'के इन प्रयत्नों तथा उसकी सफलतागश्रों से मनोवांच्छित परिणाम 
निकला | पूरे जिले में शांति स्थापित हो गई, परन्तु यह सब कुछ समय के लिये ही 
रह पाया । इसी समयान्तर में सन्‌ १६५१ ई० से शौरंगजेव दक्षिण चला गया और 
वहीं के युद्धों में उलक गया, जो उसकी मृत्यु पर्यन्त चलते रहे । श्रतः नर्मदा से 
उत्तर के सारे ही पुराने सुसमृद्ध सूबे बहुत ही साधारण योग्यता वाले अमीरों को 
सौंपे गये और उनके साथ पैना भी बहुत थोड़ी रखी । इसके साथ ही व्यापारियों के 
माल से लदे हुए साम्राज्य की आमदनी का रुपया, सेना के लिए अत्यावश्यक युद्ध 
सामग्री श्रौर भ्रमीरों के कुद्वम्बों तथा माल-असबाब को लेकर सुदूर दक्षिण को जाने 
वाले लम्बे-लम्बे काफिले, उत्तरी भारत के रास्तों पर से निरन्तर ग्रुजरते रहते थे । 
दिल्‍ली से श्रागरा श्रौर धौलपुर तथा आगे मालवा में होकर दक्षिण को जाने वाली 
शाही सड़क जाटों के प्रदेश में होकर ग्रुभरती थी। इन वीर श्रौर सशक्त मेहनती 
जाटों को बूटमार न करने देने के लिये शक्तिशाली सेना के श्राक्रमणा का डर ही एक 
मात्र उपाय था ।* 


श्रीरंगजेब के यों दक्षिण चले जाने से उत्तरी भारत में जाटों को जो मौका 
मिला, उससे गोकला के खून का बदला लेने के लिये १६८५ ई० में सनसनी के 
जमींदार भज्जा के पुत्र राजाराम ने जाट संगठन की बागडोर सम्भालो और उसने 
सोगर के जमींदार रामचेहरा को भी अ्रपना मित्र बना लिया । प्रव इन दोनों ने 
मिल कर व्यवस्थित सेना तैयार की । सड़क रास्तों से बहुत दूर जंगलों में उन्होंने कई 
एक छोटी-छोटी गढ़ियां बना ली थीं, इन गढ़ियों के चारों श्लोर मिट्टी की मोटी- 
मोटी दीवारें बना कर उन्होंने उन्हें बहुत सुहढ़ वना लिया था जिससे इन दीवारों 
पर गोला-बारी का भी कोई असर नहीं हो पाता था । तब उन्होंने श्रागरा-दिल्‍ली, 
श्रागरा-ग्वालियर तथा मालवा को जाने वाले शाही मार्यों की श्रोर कुच किया और 
तीत्र रूप से लूटमार प्रारम्भ कर दी ।३ ईश्वरदास के अनुसार “उसकी इस लूटमार 


१. सप्मासीर०, प्ृ० ५४८; कासमवर०, २, पृ० १६६ । 
२.  श्रौरंग०, ३, पृ० २६६; ५, पृ० २३७। 
३. फतूहात०, प० १६४ ब; औरंग०, ५, पृ० २२६, २४०; जादूस०, 9० ४०। 


प्रारम्भिक विवेचन [ ५ 


के कारण श्राने-जाने के मार्ग इतने बन्द हो गये थे कि पक्षियों को भी अपने पर 
फड़फड़ाने की जगह नहीं रही ।* 

प्रागरा का सूवेदार सफी खां राजाराम जाट के इन उपद्रवों को दबा नहीं 
सका । इस जिले के कई याँवों को जाटों ने लूटे । कुछ दिनों वाद राजाराम ने 
धोलपुर के पास तूर्रानी सेनानायक प्रगर खां पर भ्राक्रमणा कर उसे मार डाला, जो 
बीजापुर के पास पड़े,शाही पड़ाव से चल कर काबुल जा रहा था ।* राजाराम की 
इस धृष्टतापू्णं सफलता से श्रीरंगजेव छुब्ध हुआ श्रौर दिसम्बर १६८७ ई० में उसने 
जाटों के विद्राह के दमन के लिए शाहुजादा वेदारवख्त को सेना का प्रधान सेनापत्ति 
बनाकर भेजा । किन्तु शाहजादा के पहुंचने से पहले ही कई एक घटनाएं घट चुकी 
थीं। राजाराम ने हैदराबाद के मीर इब्राहिम पर आक्रमण किया जो कि पंज(ब की 
यूवेदारी सम्भालने जा रहा था । तदनन्तर उसने सिकन्दरा में बने हुए प्रकृवर के मकबरे 
को लूटा प्रौर ईश्वरदास के श्रनुसार “सम्पूर्ण मकबरे को तोड़-फोड कर वहां के कालीन, 
सोने चांदी के बर्तन तथ। कदोल ग्रादि सब कुछ उठाकर ले गया ।" 3 मनूत्री भी लिखता 
है “वहां जढ़े हुए बहुमूल्य रत्नो तथा सोने-चांदी के बर्तन नूटे प्रौर जो कुछ भी वे उठा 
पार नहीं ले जा सके उसे नष्ट-भ्रप्ट वार डाला | मकबरे को सोद कर प्रकवर की 
हड्डियों को भी बाहर निकाला श्रौर ऋद्ध हो धाग में डाल कर उन्हें भी जला 
दिया ॥7४ 

णाटों के एन कृत्यों ने शाहजादा को भयभीत कर दिया । ग्रत: मथुरा 
पहुंचने पर भी उसने जाटों पर कोई ट्याक्रमण नहीं किया और औरंगजेव से और 
रॉनिक सहायता भेजने के लिये श्राग्रह करता रहा । इसी समय सन्‌ १६८८ ई० में 
चौहानों भ्रौर शंसावतों वे मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया। मेवात का मुगल फौजदार 
एस युद्ध में शेखादतों की ओर से सम्मिलित हो गया और राजाराम जाट भी चौहानों 
पे सहायता एस युद्ध में जा पहुँचा । जब दोनो पक्षों में घोर युद्ध चल रहा था, 
ञ्सी समय विरोधी दल दालों ने राजाराम को जुलाई ४, १६८८ ई० के: दित गोली 
से मार दिया ।* 





६. फहुहाम०, प० १६६ ६४। 
-. मध्ृत्धार०, पृ ० १८६: देगमचर », २, पु न 
पनहृतात० प८ ६5० ८ब। 


4 


यम 
१-२६०१। 


श् शाम न रब 
है. +ररा०, न पू० ३८७०१ 
झोररंग०, ४ ७ 5८०: हझारटर कद द 
हे और ध्य् 
१ ५ ४ १० ऊटूसर प्० ८४०२-४६ । 


६ ]]। भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


कितु राजाराम की मृत्यु से- भी यह जाट विद्रोह शांत नहीं हुआ, परन्तु 
कुशल नेतृत्व के श्रभाव में विद्रोही जाट किसानों को तब कुछ समय के लिये अज्ञात- 
वास अ्रवश्य करना पड़ा । जाटों का पूर्ण दम्नन करने के लिये प्राम्वेर के नये कछ- 
वाहा राजा विशनर्सिह को औरंगजेब ने मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और जाटों 
का प्रदेश सनसनी भी उसे जागीर में दे दिया ।१ कछवाहा राजा विशर्नायह विशाल 
शाही सेना के साथ सनसनी की ओर रवाना हुआ और सनसनी से १० मील दूर 
उसने शाही सेना का पड़ाव डाला । लेकिव्‌ जाट प्रदेश सनसनी पर अधिकार करना 
कोई आसान कार्य तो था नहीं । श्रव जाटों ने मुगल सेना को परास्त करने के लिये 
नयी युद्ध नीति को भ्रपनाया । उन्होंने श्रवः छापामार युद्ध प्रारम्भ कर दिया और 
अवसर देख कर वे शाही सेना पर रात्रि में आक्रमण करने लगे ।* 


यही नहीं उनके इस प्रकार के युद्ध से शाही सेना में रसद्‌ पहुंचता और 
तालाब से पानी भर कर ले जाना भी कठित हो गया । ईश्वरदास के अनुसार “ऐसी 
परिस्थिति हो गई थी कि व्यक्ति भूख से निढाल हो गये और घास के श्रभाव में पशु 
ऐसे अ्शकत हो गये थे कि उनके लिये जमीन से उठना भी कठिन हो गया था हें 
तथापि राजा विशन्सिह सनसनी का घेरा डाले हृढ़ता से डटा रहा । उसके साहस और 
धैयें से प्रसन्‍्न हो विजय लक्ष्मी ने भी उसी के गले में वरमाला डाली | सुरंग 
से दुग की एक ओर की दीवार को उड़ा दिया गया । तब दोनों सेनाओं में तीन घस्टों 
तक घमासान युद्ध हुआ । विजय की आशा छोड़ कर जाट सेना जंगलों में भाग गयी ! 
इस युद्ध में १५०० जाट सैनिक मारे गये या घायल हुए श्रौर २०० शाही सैनिक 
मारे गये तथा ७०० राजपूत सैनिक मरे या आहत हुए ।४ अगले वर्ष ग्रचानक 
ग्राक्ममण कर राजा विशनर्सिह ने मई २१, १६६१ ई० के दिन जाटों के दूसरे सुदृढ़ 
दुर्ग सोगर पर भी श्रधिकार कर लिया ।* हे 

इतने पर भी जाट मुक्ति-वाहिनी का पूर्ण दमन कर सकना राजा विशनसिह 
के लिए असम्भव हो गया; क्योंकि उधर जाटों के सुयोग्य नेता के रूप में चूड़ामत जाट 
उभरने लगा था, जिसने कालांतर में जाट शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 


फतृहात०, प० १६३ श्र; श्रौरंग०, ५, पृु० २४३। 
फतृहात०, प० १३५चथ। 
- फतृहात०, प० १३६ शर-१२६ ब । 
फतुहात०, प० १३६ ब-१३२७ झ। 
सश्नासीर०, पु० २०५; फतुहात०, प० १३७ श्र-१३७ ब । 


मूह हे हूश (० (० 


प्रारम्भिक विवेचन [७ 
लूड़ामन ने गांव-गांव घूम कर जाट सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया । कुछ ही समय 
में उसमे ५०० घुड़ सवारों झ्लौर एक हजार पैदलों की सेना एकत्र कर ली। नन्‍दा 
जाट भी एक सौ घुड़ सवारों के साथ उससे मिल गया । सोंख व सोगर के जाट भी 
उसके मित्र वन गये । इस प्रकार उसने अपनी वाकपद्ुता और व्यक्तित्व के सहारे 
बिद्रोहियों दा एक हृढ संगठन बना लिया । तदतन्तर सनसनी के मुगल किलेदार पर 
श्रात्ममण किया । मुगल किलेदार युद्ध में मारा गया | यों १७०४ ई० में सनसनी पर 
जूड़ामन का श्रधिकार हो गया। अक्तुबर १७०४५ ई० में जब सनसनी पर पुनः 
मुगलों का अभ्रधिकार हो गया, तब तो उसने शाही परमनों में लूटमार प्रारम्भ कर 
दी। दछल्षिण में औरंगजेब के पास चूद्गवामन के इन उत्पातों के समाचार बराबर 
पहुंचने लगे, तब उसने इसका दमन करने के लिए सैनिक कार्यवाहियां भी कीं। 
लेकिन श्रपने जीवन काल में वह जाटों का दमन नहीं कर पाया । 


१७०७ ६० में औरंगजेब की मृत्यु पर उसके पुत्रों श्राजम औ्रौर मृग्रज्जम में 
जब उत्तराधिकार वा सघर्प प्रारम्भ हो गया, तब चूड़ामन भी इस युद्ध में ग्राजम 
वी सेना में सम्मिलित हो गया भ्रौर जब श्राजम की पराजय के लक्षण दिख पढ़े तब 
उसने श्राजम दे; डेरे पर धावा बोल दिया श्रौर उसका सारा सामान लूट लिया। 
मुश्नज्जम बहादुरणाह वे नाम से जब गह्ी पर बंठा तो उसने चूड़ामन की शक्ति को 
जान बार, उसे १५०० जात ग्लौर ५०० सवार का मनसब दिया तथा उसे साम्राज्य 
वा एवं जागीरदार बना दिया ।* फरवरी २७, १७१२ ई० को वहादुरशाह की मृत्यु 
एंए श्रोर तब उसवा उत्तराधिकारी जहांदरशाह अयोग्य निकला | ग्नतः डा० कानुनगी 
ने भ्रनुसार एक विजेता विद्रोही, जिसने प्रपने पौरुप तथा भयात्रान्त बल से साम्राज्य 
यो सीमाभों में शक्ति; प्रधान जागीर बनाई थी और पझनेकों गांव ग्रपने कब्जे में कर 


लिये । बह सम्राट जहांदरशाह के संनिक बलहीन शासनकाल में दह कभी नमभीत 


८ पा 


नवत ही प्रदर्शित कर 


सर हो सबाता था झ्लौर न सर्वोच्च सता दे; प्रति ग्रपनी भवित हैं 


सकता था ।* लाहार के शृष्ट यृद्ध से लौट कर उसने अपनी सं नित्य शवित यो सुदरद 
कया और उसने पन; लटम रग्न कर दी । दिल्‍ली हे पा महा 
ि | पीर उसने पुन; लुत्मार प्रारग्न कर दी । दिल्‍ली से जयपुर की सीमा तक 
एइर गंदा हि चाट हहा दे 5>-०-) कर द 

ये गंदाते से चंग्दल तका के सझो परमनों में दृटमार मचा दी । इसी समय 


८] 30220 कं भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 
फरू खसियर जहांदरशाह के विरोध में अपनी सेवा के साथ जब पठनता से रवाना 
हुआ, तब भयभीत जहांदर शाह ने चूड़ामन को अपने सहयोग के लिये आमन्वरित किया 
था । भ्रत: जनवरी १०, १७१३ ई० के गृह युद्ध में वह सम्मिलित हुआ झ्रौर जब 
युद्ध प्रचण्ड रूप में चल रहा था, तब उसने नि.सकोच दोनों पक्षों को बूटा और शाही 
लूट के माल के साथ वह अपने निवास पर वापस लौटा ।* 


फरू खसतियर ने गद्दी पर बैठने के बाद जाट शक्ति का दमन करने के लिए 
सार्च, १७१३ ई० में राजा छबीलाराम को आगरा का सुवेदार बना कर भेजा।* 
जाट शक्ति के दमन में असफल होने पर छबीलाराम के स्थान पर खानेदौरान 
शमशुद्दोला की नियुक्ति की गई3 जिसने जाटों के साथ मिश्ता बनाये रखना ही 
उचित समझा ओर उसी के प्रयत्नों से चूड़ामन ४०० सवारों के साथ अ्रक्‍्टूतर 
१७१३ ई० में दिल्ली में सम्राद्‌ के समक्ष उपस्थित हुआ । सम्राद मे जाट सरदार को 
बहादुर खां की उपाधि से विभूषित किया । इसके साथ ही राव का पद देकर उत्तर 
में दिल्‍ली से बाहर वाराहपुला से लेकर दक्षिण में चम्बल तक पूर्व में आगरा से 
लेकर पश्चिम में आम्वेर राज्य की सीमाओ्रों तक की राहक्वरी का भार सौंपा । 
राहदारी का अधिकार देकर बादशाह ने उसकी लूट-पाट को कानूनी समर्थन दे दिया । 
कानुनपो के शब्दों में इस प्रकार भेड़िये को भेड़ों की रखवाली के लिये नियुक्त किया 
गया । ४ 


कुछ समय बाद चूड़ामन को अखेगढ़ (नदबई), हैलक, तगद (वरोदरमेव ), 
कहूमर, अऊमलाह, अ्ध पुर, वराह, इकरन तथा रूपवास भी जागीर में मिल गये । 
लेकिव इससे चूड़ामन सन्तुष्ट नहीं हुआ । वह अ्रन्य मुस्लिम जागीरदारों के आ्राधीन 
क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगा | व्यापारियों से मतमानी राहदारी वसूल की और 
मौजाबाद, कामार, सहार भ्ादि परगनों में लूटमार शुरू कर दी ।* चुड़ामन के इन 
भयंकर उपद्रवी कार्यो को देखकर सम्राट फरू खसियर ने आआम्बेर नरेश सवाई 
जयसिह को चूड़ामन के विरुद्ध फौजी अभियान के लिये ग्रादेश दिया लेकिन सम्राट 





जादूस० प्रृ० ४६; सतीश०, पृ० १२३; पाण्डे०, पु० १५॥ 
काम्वर०, २, प० ३६१ । 

श्राफाक०, पुृ० *5; जादूस०, पृ० प्र०१ 

जादस०, पु० ५१॥ 

सतीश०, पूृ० १२३। 


60 22%, 50 प7ए। 22% 


प्रारम्भिक घिवेच्न 


फर्म खमियर ग्रौर सवाई जयसिंह तव चूड़ामन का दमन नहीं कर पाये । कितु कुछ 
समय बाद चूड़ामन और बदनसिह में मत भेद हो जाने से बदनसिह प्र।म्वेर नरेश 
सवाई जयसिह की शरण में चला गया। तब तो इस ग्रह कलह से ु खिन्न होकर 
बूड़ामन ने श्रात्म हत्या कर ली ।) इथके बाद सवाई जयसिंह ने वदनसिह की सलाह 
से थम पर प्राक्रमण किया । मोकमसिह भाग निकला प्रौर सब १७२१ ई० में थून 
पर सबाई जयसिह का अभ्रधकार हो गया । सवाई जयसिह ने धून गढ़ी को पूर्ण रूप 
से नणप्ट कर दिया ।* 


चूड़ामन में जाटों जैसी हृढ़ता और मराठों जैसी चतुराई व राजनैतिक दूर- 
दर्शिता कूट-कूट कर भरी हुई थी। कार्यकुशलता तथा श्रवसरवादिता ही उसके 
जीवन के प्रमुख ग्रंग थे । वह राजनीति का प्रथौग केवल राजनीति के लिये ही करता 
था, मानवीय भावनाय्रों के लिये नहीं । इसी के सहारे उसने आ्लौरंगजेव ज॑से बादशाह 
को नाकों चने चबाय थे। वही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने १८वीं झताछ्दी में 
शश्रुप्रो वा मान मर्दन कर, उत्तरी भारत में जाट शक्ति को भारत की प्रमुख शक्तियों 
में स्थ'न दिलाया था । उसी के प्रय॒त्नों के फलस्वरूप जाट शक्ति का तेजस्वी सितारा 
उत्तरी भारत के राजनेतिक ग्राकाश में जगमगा उठा था । 


मुगल बादणाहों के श्रनेकानेक प्रयत्न करने पर भी जाटों के सुयोग्य और 
कूटनीतित नेता चूड़ामन वा दमन शाही सेना नहीं कर सकी थी। चूडामन ने लूट- 
मार करके ऐसा आ्रातक फैलाया था कि मुगल फौजदार उसका दमन करने में प्रपने 
श्रापको भ्रसमर्थ पाते थे ।* परन्तु यों चूड़ामन की झात्म हत्या ने मुगलों के वर्षो से 


दारोख० पृ० ४६५; सलातीन०, १० ५६; जाट्स ०, पु० ५४-५५ । 


२ दामवर० पृ८ ४९७, ४१८; तारीझ०, पृ० ४६५; सतीश०, पृ० १७८; 
फाल०, +, ए० ३९२॥ 


ाए 


श्राफाद ० पृ० ५७) के धनुसार मथुरा के फोजदार राजा छद्दीलाराम ने बादशाह 
को एव पत्र लिखा सि--“मैं स्वयं के स्थानास्तर दिपयक दादशाह की इच्छा 
से संतुष्ट हैं । यदि दादशाह को ऐसी इच्छा है तो यह मेरा सौमाग्य ही हे । 
लेदितू जो ब्यक्ति चूड़ामनजाट छो सेना को ददाने का साहस करता हैं, 





एराहेः लिये शाहो फरमान जारी कर दिया जाप ताकि दहू उसका दमत कर 
ऐँ। लेदित्‌ उससे यह घदश्य पूछा 
समय लगेगा । ऐसी परत्यिति में 
जाएंगी ।7 


# 


० 


फतः 


जाप कि उसे इस कार्य में छितना 
डॉगे मारने को उत्तरी दात स्पष्ट हो 


ढ़ 


१० ] +९0५९ महाराजा जवाहरासह जाट 


चल रहे प्रयत्न को प्रासान कर दिया और चूड़ामन की मृत्यु के साथ ही भरतपुर 
राज्य का संस्थापक बदनसिंह जाट ग्राम्वेर के कछवाहा के आधीन एक जमींदार बन 
गया । 

नवम्बर, १७२१ ई० में वदनसिह के ही सहयोग से सवाई जयसिह थून की 
गढ़ी पर अ्रधिकार कर पाया था । भरत: वह उसका रक्षक बन गया | उसके शिष्टा- 
चार में बड़ी नम्गरता कलकती थी श्रौर उसके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वह | 
हमेशा दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहेगा । उसकी यह प्रवृत्ति जाटों के 
साधारण चरित्र से बिल्कुल भिन्न थी । इसीलिए वह जयसिंह का कृपा पात्र बत सका 
था । जयसिंह ने बदनसिह को टीका किया और निशान, नकक्‍कारा, पंचरंगा भण्डा 
और ब्जराज की पदवी प्रदान की । इससे बदनसिंह को जाटों पर पत्ता प्राप्त हो गई 
ओऔर अन्यत्र उसका अधिक सम्मान होने लगा । परन्तु सामन्त नरेश के ये समस्त 
प्रतीक प्राप्त कर लेने के बाद भी उसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया । .वह 
अपने जीवन काल में अपने को ठाकुर नाम के से ही, सम्बोधित कराता रहा और 
अपने श्राप को आम्बेर नरेश का जागीरदार ही घोषित करता रहा ।* 

सवाई जयतिह की कृपा से बदनसिह की प्रतिष्ठा अपने पूर्वजों से भी अधिक . 
बढ़ गई थी श्रौर इसी प्रतिष्ठा के कारण वह राजसत्ता का उपभशगग करने लगा था । 
सर्व प्रथम तो उसने, प्रमुख सम्पन्न जाटों की सम्पत्ति और भूमि पर अधिकार कर 
लिया व सबको साधारण जाट बना दिया । तब तो बदनसिंह जमींदार से छोटा सा 
राजा बन गया । उसने अपनी सनिक शक्ति में भी वृद्धि की । जब सेयद बन्धुओं ने 
दिल्‍ली की सत्ता हड़प ली और उसके कारण शासन व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो 
गई, तब जांट लोग पहले की श्रपेक्षा अ्रधिक लूटमार और उत्पात करने लगे । 
क्योंकि बदनसिह ने श्रव सैनिक शक्ति बढ़ा ली थी, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो 
गई । उसकी सेना का एक भाग दिल्‍ली के शाही मार्ग और आगरा के आस पास के 
दिस्सों को लुटने में लगा हुआ था और पड़ास में शेष भरतपुर राज्य को बढ़ाने में 
व्यस्त हो गया ।॥* 

इस प्रकार दिल्‍ली साम्राज्य की आन्तरिक कमजोरी से लाभ उठाकर जाटों ने 
श्रपनी किले बन्दी भी शुरू की । उनमें गोले बारूद एकत्र करने लगे, जिससे लम्बे काल 
तक श्रात्म रक्षा की जा सके । थून, सनसिनी, सोगर और उनके अन्य पुराने ग्रढ़ 


१. तारीख०, पृ० ४६५; सतीश०, पृ० १७८-१७६९; फाल०, २, पृ० ३१३-१४। 
२.  फाल०, २, १० ३१४, इविन, २, प्ृ० १२३॥। 





राजा बदनसिह 


([ ब््ञद ] हक शक टटक लक कप -_ कं 
गाए ं + ०-5. 
5 जु कलन ८० >> + ०० न 
7] रु रे छ रे ग है स्कफ्प्पा २: 
जप ६ इ ध ब्जजजर> 
रब कह हि न् नृ जज, के 3 गम्त ) 


प्रारम्भिक विवेचन | [ ११ 


जो शाही सेना ने नप्ट कर दिये थे, श्रव उनके स्थान पर बदनसिह ने डीग, भरतपुर, 
कुम्हेर, भर बैर के दुर्गो का निर्माण करवाया । इस सेनिक- तैयारी की सम्राद के 
दस्वार में कई बार शिकायते भी हुई, लेकिन्‌ वबदनिह ने कमरुद्दीन को रिश्वत देकर 
उसे शान्‍त कर दिया । जब अगस्त १७२२ ई० में सवाई जयसिंह को आगरा की 
सूवेदारी मिल गई तो जाटों को खूब मतमानी करने का अवसर मिल गया | 
सवाई जयसिंह ने आगरा, दिल्‍ली और आम्बेर के शाही मार्गों की देखभाल का काम 
प्रौर उन पर राहदारी वसूल करने का काम भी वदर्नसह को सौंप दिया । सवाई 
जयसिह का नायब श्रौर आगरा प्रान्त का वास्तविक सूवेदार वदनसिह का मित्र था । 
वह जाटों के साहमी कामों के लिए उपयुक्त पुरुष धा । अतः ये लोग प्रान्त में घूमते 
श्रौर नूटमार किया करते थे । वदनसिह ने गिरते हुए मुगल साम्राज्य की स्थिति का 
लाभ उठा कर पपने पड़ौसी वाई क्षेत्रों पर श्रधिकार कर लिया तथा नये दुर्गों का निर्माण 
वारवाया और पर्याप्त युद्ध सामग्री संग्रहीत्त कर घाक्तिशाली चन गया । परन्तु इत्तनी 
सम्पत्ति श्रौर सैनिक शक्ति श्रपने पास होते हुए भी जब भी सम्राट्‌ उसे श्रपने दरबार 
में बुलाता था तब वह यह कह वार क्षमा मांग लिया करता था कि मैं साधारण 
विसान हूँ | वह केवल जयपुर नरेश के प्रति श्रपनी वफादारी प्रकट किया करता था 
श्रौर प्रपने को उसका ही सामन्त घोषित करता था प्रौर प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर 
पर वह उसके दरबार में उपस्थित हुआ करता था।* 


(३) सूरजमल का प्रारम्भिक कार्य काल तथा जाट राज्य का 
विस्तार: 


जून ७, १७५६ ६४० को डीग में ददनसिंह की मृत्यु हो गई थी । इससे पहिले 


भी बाई वर्ष तक वह निष्क्रिय तथा शान्‍्त ही रहा और घपनी राजधानी में हो रहा 
बारता घा, क्योंकि दित पर दिन उसकी आँखों की ज्योति घटती जा रही थी | अब 
जाट राज्य की पृद्ध नीति धोर 


छूटनीति दाग निर्देशन उसके दत्तक पुत्र सूरजमन्न के 
धर्मे 


प्रा गया था झोर वहीं युद्धों में जाट सेना का संचालन करता था । जाट 


(पं 
जज 


ड़ 


रु ० 


शासबो तथा सेनानायदों ही सदसे योग्य राजनीतिज्ञ और योद्धा था । 


१२ ॥ भरतपुर महाराजा जवाहर्रासिह जाट 


इसीलिए बदनसिह ने सूरजमल को अपना पूत्र और उत्तराधिकारी मान लिया था 
श्रौर जाट जाति के मुखिया ने भी उसको मान्यता दे दी थी ।* 


सर्व प्रथम, भरतपुर राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम में हुआ जहाँ पर 
भ्रराजक डाकुओं श्ौर छोटी-छोटी जागीरों का जाल बिछा हुआ था । यह प्रदेश मेवात 
कहलाता था । सूरजमल की नेतृत्त्व योग्यता और उसके सैनिकों की युद्ध कुशलता की 
कीति बहुत जल्दी फैल गई। इसलिये देश के बढ़े-बढ़े शासक भी झ्रावश्यकता होने पर उससे 
से।नक सहायता मांगने लगे । मई १७४५ ई० में जब सम्राट्‌ मुहम्मदशाह ने रूहेला श्रली 
मुहम्मद पर आक्रमण किया तब उस युद्ध में सम्राट की ओर से जाट बड़ी वीरता से 
लड़े थे । माह्‌ नवम्बर १७४५ ई० में अलीगढ़ के फौजदार साबित खां के पुत्र फतह- 
भ्रली खां ने रुपया देकर सुरजमल से सैनिक सहायत। मांगी । फतहश्रली खां सूरजमल 
की सहायता से ही भ्रसद खां खानजादा को पराजित कर सका था । १७४८ ई० में 
बगर के युद्ध में जयपुर नरेश ईश्वरीसिंहू ने सूरजमल की सहायता प्राप्त करके ही 
मराठों को परास्त किया था। यह दूसरी बात है कि भ्रन्त में लड़ाई का रुख ईश्वरी- 
सिंह के प्रतिकूल हो गया । जनवरी १, १७५० ई० में उसने शाही प्रधान सेनापति 
'सलाबत खां को बुरी तरह परास्त किया ।* 


तब तो सूरजमल की प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ने लगी । शाही वजीर 
सफदरजंग ने उसे अपने पक्ष में कर लिया । सूरजमल ने प्रत्येक युद्ध में उसकी सहायता 
की और अपनी वीरता का परिचय दिया । इसी कारण वजीर ने २० अक्टूबर, 
१७५२ ई० में बादशाह से बदर्नाधह को 'राजा' बनवाया और “महेन्द्र की उपाधि 
दिलाई तथा सूरजमल को “राजेन्द्र! की पदवी देकर 'कुबर बहादुर घोषित करवाया 
भर कुछ दिन पश्चात्‌ सूरजमल को मथुरा का फौजदार नियुक्त करवाया ॥? इससे 
आगरा प्रान्त में जमुना के दोनों किनारों पर और आगरा के आस पास के क्षेत्रों में उसका 
शासर जम गया और वहाँ से वह वाधिक कर लेने लगा । जाटो के अभ्युदय की यह 
पहली सीढ़ी थी । यद्यपि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सम्पत्ति और धन एकत्र कर 
लिया था परन्तु हिन्दुस्तान के शासकों में तब तक उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ 
था, और न उनकी सत्ता को कोई वैधानिक मान्यता मिली थी । परन्तु श्र उनके 


१. फाल ०, २, पु० ३१७ [। 
२. फाल०, रे, पृ० ३२१८॥ 
है. ता० आ०, प० ४४३ ब-४४५ श्र । 





महाराजा सुरजमल 


प्रारम्भिक विवेचन [ ११ 


मुखिया को मुगल सम्राट्‌ ने जयपुर के शासक की ही भांति उसे भी एक राजा बना 


दिया था । सफदरजंग ने अब सूरजमल के नाम वे तमाम जाग़ीरें करवा दीं जो 
पहले उसको मिली थीं । 


१७४३ ई० में वजीर की सहायता से सूरजमल ने चकला क्रोईल (ग्रलीगढ़) 
के फीजदार वहादुरसह बड़गुजर को निकाल दिया और उसके पैतृक दुर्ग घसीरा 
पर भी झराक्रमण कर उसे परास्त कर दिया । क्रिंतु कुछ समय वाद बहादुरसिह के 
पुत्र ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया था । श्रागे चल कर जब मराठों ने सूरजमल 
पर आक्रमण किया तव इमाद-उल-प्रुल्क ने भी मराठों का साथ दिया था। कितु चार 
महीने के घेरे के बाद भी कुम्हेर का दुर्ग उनके हाथ में न श्रा सका। इससे सूरजमल 
की ख्याति श्रौर बढ़ गई । १७५४ ई० की उत्तरष्द्ध में रघुनाधराव के नेतृत्त्व में 
मराठों की सेना ने दिल्‍ली के चारों ओर के प्रदेश श्र उसके उत्तर में अपना प्रधिकार 
जमा लिया । लेकित्‌ उत्तर भारत में सफलता प्राप्त करने क॑ लिये उसने सूरजमल से 
समभौता करना ही उचित समका । उसी समभौत्े के प्राधघार पर झागरा प्रदेश में 
बहुत सा क्षेत्र जो तब मराठों के पास था, उसे सूरजमल के प्रामिपत्य में मात 
लिया गया ।' 

तदनन्तर सूरजमल ने पलवल तथा सितम्बर २७, १७५४ ई० में, बल्लभगढ़ 
पर भी भ्रधिकार कर लिया । नवम्बर १७५४ ई० में घसीरा की पुतविजय तथा मार्च 
१७५६ ६० को प्रलवर दुर्ग पर श्रधिदार कर लिया | जून १७५५ ई० में इमाद के 
भ्रादेश से नजीबुद्दोला ने उन प्रदेशों की पुनः प्राप्ति के लिये चढ़ाई की जो गंगा- 
जमुवा के दोशग्माव में स्थित थे धौर उनको सूरजमल ने छीन लिया था। परन्तु 
नागरमल ऐो श्रध्यक्षता से दोनों में समभीरा हो गया । इस प्रशगर सूरजमल ने 
प्रपने पिता के जीवनकाल में ही झ्पने राज्य का विस्तार किश और एक गगगामान्य 
श्वेत के रुप में स्याति भी प्राप्प कर ली | लेक्िचू १७५७ ६० से १७६० ई० तक 
पका समय सूरजमन के; लिए विकट समय था। अरहमदशाह का चौथा प्राक्रमरा ६७५७ 
६० में एग्मा भ्रौर पांचदा (७६६ ६० में । वह समय उसके लिये बड़ी विक्रद घ्विति 
या रहा था, बयोंकि देश खतरे की रेखा के समीप थया। १४५७ ६० के झ्ाकृ- 


रु 


गण वे समय भी झहमदशाह ने जाट प्रदेश को नी जृटा लेक्षिनु सौभाग्य से जाट 


| 


३ फाल०, ६, ६० ६३६८-३६१६। 
२. छरशममल ० ७६ । 


4 
| 
गे 
ह 

लव >> 
2 
2] 
है 
$ 
श 
न 


१४ ] मरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


राजा तब भी पूर्णतया सुरक्षित रहा । फिर भी जाट राजा को बार-बार यह घमकी 
दी जाती थी कि यदि वह बहुत वड़ी घन राशि नहीं देगा तो अभ्रब्दयाली आक्रमण 
करेगा | जनवरी १७६१ ई० में अव्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को 
पूर्णतया पराजित किया । उत्ती समय भी सूरजमल ने वुद्धिमता से केवल कुछ हजार 
सैनिक ही मराठों की सहायता के लिये भेजे थे । मार्च १७६१ ई० में भ्रहमदशाह 
भारत से वापस लौट गया। तब तो जाट राजा ही उत्तरी भारतवर्ष में सबसे 
अधिक शक्तिशाली शासक बन गया ।”? 


अ्रव उसने श्रपने राज्य का पुनः विस्तार करना प्रारम्भ किया । जुन १७६१ 
ई० में धन सम्पन्त भागरा को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया और किलेदार को 
रिश्वत देकर आगरा के सुहढ़ किले पर अधिकार कर लिया | ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि इस लूट में की को ४० थू मिली । तथ्नन्तर उसने 
भेवात ऑल व्विलीचियों 5 ॥33 4 पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया । 
छोटे-छोटे जागीरदार, ती व्कपुकेजि एकलफरी #सके, किन्तु फरंखनगर ने दिसम्बर 
१७६३ ई० तक भी आत्म-समर्पेण नहीं किया ।* 

फरु खनगर पर श्राक्मरा को लेकर ही नजीब और सुरजमल में अ्रनवन हो 
गई, क्योंकि नजीब बिलोचियों का आश्रयदाता था । फह खनगर पर अधिकार करने 
के पश्चात्‌ सूरजमल ने नजीवुद्दीला पर आक्रमण कर दिया और इसी युद्ध में दिस- 
म्बर २५, १७६३ ई० को सूरजमल ने वीरगति प्राप्त की ।३ इस प्रकार अपने 
शासन काल में सूरजमल ने पूर्व से पश्चिम में इस राज्य का विस्तार दो सौ मील 
तथा उत्तर से दक्षिण तक एक सौ चालीस मील तक फैलाया ।४ं 


फाल०, २, प० २३२३-२४ । 
फाल०, २, पृ० ३२२९४-४२५ । 
फाल०, २, प० ३२७-३३१ ६ 
यु ०, पृ० २५११३ 


#( 0 ००७ 


+ 





महाराजा जवाहरसिह 


(ब्लाक, श्री सुखवीरसिह गहलोत, जोधपुर के सौजन्य से प्राप्त) 


जवाहरसिंह का प्रारम्भिक जीवन 
२ और सूरजमल के शासन काल 


कि. 


स॑ उसका उत्थान 





(१) जवाहरसिह का प्रारम्भिक जीवन श्रौर काये : 


प्रतिभाशाली भरतपुर नरेण सूरजमल जाट के चार रानियां घीं, जिन्होंने पांच 
पुत्रों को जन्म दिया जो क्रमणः जबाहरसिंह, रतनविह, नवलसिह, रगजीतसिह 
प्रौर माहरसिह थे ।१ प्रथम दो जवाहरसिह श्रौर रतनसिह की माता राजपूत थी ।* 
तृतीय मवलसिह की मां साली जाति की थी श्रोर घन्तिम दो रणजीतसिंह एवं 
नाहरसिह की मां जाट जाति की थी ।) प्रमुस रानी किशोरी (हंसिया) जिसे 
सूरजमल सबसे श्रधिक प्यार वारता था, निःसन्तान थी । सौभाग्यवद्धञ उसने जवाहर- 
पिह को गोद ले लिया ।४ रानी किशोरी के ही प्यार भोर प्रभाव के कारण विद्रोह 
प्रिय जवाहर श्रपने पिता की फ्रोधाग्नि से रक्षा पाता रहा । वह (जवाहर) श्रौर 
उराकया छोटा भाई रतनरिट दोनों मुगल दरबार में उच्च मनसद प्राप्त कर सके, 
बयोंक रानी किशोरी का णाही प्रमीरों पर भी बहुत प्रभाव पा ।* रतनसिह अपने 
भा जवाहर के समान योग्य नहीं था | उसे यद्ध, स्पाति झौर उच्च पद की कोई 


हि ] 


६. एेण्श्ल०, पृ० €० में देवल दार पुत्र जदाहरसिह, रतनसिह, नदलसिह श्रोर 
नाहरतिह लिएे हूँ, लेकिन कानून्यों पांच पुत्र मानते हैं। (डाट्स प्ृ० १५६) । 

5. छंण्टल ने एसे गोरे छाति रा लिखा हैं तथा इमाद-उस-सादत ने जदाहर को 
साहा को राजपूत ऊाति को बताया हैं। प्रतः सम्नद है गोरे जाति राजपूत 

जाति को बहा जाता हो । दाह ने इसे झूस्मी जाति का दताया हैं। (जादुस 

ए० (६६-६१६०; टाइ०, राजस्थान ०, घाश्सफई, £+ प्ृ० १३५६) । 

जाहयल ६१४६। 


हर] 


है, छसेएशओ ए८ ६०७: जाहमस>«€ घएू० १६ 


ञ 


४; ५० द०, ६६, ए० सं० ५४८, ८५५॥ 


न्ट 


जार, ए० १६०१ 


१६ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


अभिलाषा नहीं थी। नवलसिह और रणजीताह साधारण योग्यता रखते थे । 
नाहरसिह सूरजमल का सबसे छोटा व प्रिय पुत्र था, वह अ्धिकतर कुम्हेर रहता » था 
तथा शासन सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त किया करता था। वह पिता का आज्ञाकारी, नम्र 
और सादे स्त्रभाव का था, किन्तुत निर्भकिता, वीरता, युद्ध-जौशल आदि गुणों का 
उममें प्रभाव था । इसके विपरीत जवाहर में ये सब गुण पूरी तरह विद्यमान थे |" 

जवाहरसिह का जन्म कहां श्रौर कब हुआ था इसका कोई प्रामाणिक्र 
विवरण नहीं मिलता है। उसकी शिक्षा-दीक्षा तथा प्रारम्भिक जीवन के बारे में भी 
कहीं कोई जानकारी प्राप्य नहीं है । यों सन्‌ १७५२ ई० के अन्त तक के उसके जीवन 
काल पर कोई प्रकाश डाल सकना सम्भव नहीं है । यह बात अवश्य निश्चित रूपेण 
कही जा सकती है कि तव तक वह यौवनावस्था प्राप्त कर चुका था। 


उसने अनेक युद्धों में श्रपने पिता सुरणमल की सहायता की थी । जनवरी, 
१७५३ ई० में सूरजमल ने घसीरा के राव पर आक्रमण किया । जवाहरसिंह भी 
सेना के साथ अपने पिता की सहायता के लिये पहुंचा | उसने युद्ध में वीरता का 
परिचय दिया । पठानों का दमन करने के लिये जब सुरजमल ने बादशाह की सहायता 
की तो जवाहर भी उसके साथ थ।। वजीर सफदरजंग ने सम्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया था, उस समय सूरजमल अपने पुत्र जवाहर के साथ वजीर की सहायता पर 
पहुंचा । युद्ध में जवाहर ने सम्राट्‌ की सेना पर वायु वेग के समान आक्रमण किया । 
सितम्बर २७, १७५४ ई० में श्रपने पिता के श्रादेश से जवाहर ने पलवल पर अधि- 
कार कर लिया । उसने मेवातियों का भी दमन किया । मराठों के साथ युद्ध में भी 
वह अपने पिता के साथ॥था तथा उसने मराठों का डट कर मुकाबला किया । 

इसके कुछ ही वर्ष बाद जवाहरसिह ने माधो्सिह के प्रधिकार से अलवर के 
किले को जीत लेने के अभियान में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। यह किला सब्‌ 
१७५५ ई० के लगभग भी शाही अधिकार में था और तब अनिरुद्धसिह यहां का 
किलेदार था। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की निर्बलता और दिल्ली शासन की 
श्रस्तव्यस्तता से लाभ उठा कर जयपुर का शासक माधोसिह इस किले को अपने 
ग्रधीन करने को बहुत ही समुत्सुक था। भ्रत: माधोसिह ने उसके किलेदार को ५० 
हजार रुपये देकर, किले में पांच सौ व्यक्ति भेजे और उस पर अश्रधिकार कर लिया । 
सुरजमल को जब यह समाचार मिला तब उसने रूपराम कोठारी के नेतृत्त्व में 


१. जादूस०, पृु० १६०-१६१ | 
२, यदु०, पृ० १३६- ६१४०, १४४-१५०, १६२, १६४ ॥। 


जहर्समहु का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्थान [ १७ 


५ हजार सेना प्रलवर भेजी । रूपराम ने अनवर के किले को जा घेरा | बाद में अपने 
विता सूरजमल के अदेशानुसार जवाहर्राश्ह भी वहां जा पहुंव्रा प्रौर फरवरी १७५६ 
६० में अलवर के दुर्ग पर अ्विकार क€ लिया । तब माधोसिह के संतिकों को किला 
छोड़ कर निकल जाना पड़ा । यों उसके पास से जवाहरसिह का यह किला छीन 
लेना माधोसिह को जीवन भर खटकता रहा और श्रागे भी फिर कभी इस किले पर 
जयपुर राज्य का अधिकार नहीं हो पाया |) 
५२) सूरजमल के साथ उसके सम्बन्ध : 

सूरजमल श्र जवाहरमिह के प्रापसी सम्बन्ध्र किसी समय में भी सन्तोप- 
जनक नही रहे । प्रथम तो, यूरजमल जितना मितव्ययी था उसका नवयुवा पृत्र 
जबाह॒राविह उतना ही श्रपव्यथी था। सूरणमल शक्ति श्लीर सम्पत्ति से सम्पन्न 
होवार भी सादा जीवन व्यतीत बारता था श्रौर श्रतने परम्गरागत साधारण रहन- 
सहन तथा पहनाव का उसने नहीं छोड़ा था । लेबिनतू जवाहर का चरित्र अपने पिता 
से वि्रीत्त था । यद्याप वह बडा दिलेर व युद्ध प्रिय था घोर उसमे नतृत्व करने की 
भी णत्ति थी, परस्तु साथ ही साथ वहू बड़ा बिलासी एव श्रत्यधित्त सर्चीलाथा। 
शाही दरबार श्रौर णाहुजादों के रहन-सहन का उस पर गहरा प्रभाव था । बह घानस- 
शीत, रगरेलिय! मनान में मुगल सामन्पें का झनुसरण करता था ।* सूरजमल ने 
झपने माप-दण्ट के प्रनुसार उरावे। लिये समुचित निधि नियत कर दी थी, डिसमे कि 
वह आाराम ग्रौर णान के, साथ अपना ।नर्दाह कर सके । डिन्‍्तु अल्हड़ धौर निर्भीक 
जवाहर विह, रुपये का उचित मूल्य नहीं समभता था । जितना घन उसे खर्चे क्षे लिये 
मिलठा था, यह समय मे पूर्व ही झ्च कर देता था झौर तदनन्तर ग्रधिक धन वी 
मांग पर पिता पृन्त मे मनमुटाव होना स्वानाविक था।३ द्वितीय, इस समय कुछ 
व्यालाय। को विशेष सम्मान देवार जवाहरसिट ने अपन ६ 
दिया । गत, भरतपुर की शक्ति दो दर्दों में बिभन्‍द्य हो गई 


शाम सा धन्य प्रभादशालों सरदारों का दल था जे 


जा ससरजमतल दा टूर्द्व! ग ह्न्क्ष || 

एशशा जहर तर वे दरबारी सरदारों वा था जो दलगाम और मोहनराम के कटटर 
५ 

दिराएं ४ ।ह एव रंदाटों बाटुदारी सरदारो ने जवाहर को झपने झदोर एच 


शँ्द ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 
ए्‌ 


कंजूस पिता के विरुद्ध उकसाया और कहा कि सूरजमल उसके एशो-आझ्राराम और 
स्वातंत्य में बाधक है | ये उससे उसकी झ्राय से अधिक खर्च करवाने लगे । सूरज- 
मल ने इसका विरोध किया श्रौर जवाहरसिंह को आदेश दिया कि गलत सलाह देने 
वाले सरदारों को वह अपने यहां से निकाल दें । इस पर जवाहर को यह निश्चय 
हो गया कि उसके विराधी धृद्ध सलाहकार उसके पिता के विचारों को दूषित करते 
हैं? जिनके कारण जो सुरजमल की श्राज्ञा से जवाहरसिह को व्यय के लिये झाव- 
इयक धन नहीं मिलता है। जवाहरसिह श्लौर उसके साथियों को कई श्रवसरों पर 
त्तीचा देखना पड़ता था ।* अतः वह उनसे अधिक घृणा करने लगा और अपने पिता 
के शरादेश पर ध्यान नहीं दिया और उसकी अपनी गतिविधियां पूर्ववत्‌ हो चलती 
रहीं ।3 

नवयुवक जवाहरमभिंह महत्त्वाकांक्षी एवं युद्ध प्रिय था | उसने कई युद्धों में 
बीरता का परिचय देकर वीरता के लिये प्रम्मिद्धि प्राप्त कर ली थी। यही नहीं, 
अपने दादा (बअदनसिह) के जीवन काल में श्रपने पिता का साथ देकर भरतपुर राज्य 
के विस्तार में भी उसने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था । सुरजमल इस बात से भली- 
भाँति अवगत था। उसकी महत्वाकांक्षाओ्रों को दृष्टिगत रखते हुए, सुरजमल ने 
जवाहरसिंह को डीग का शासक और किलेदार बना दिया। साथ ही उसको दी 
जाने वाली मासिक रकम को भी बढ़ा दिया था ।४ किन्तु इससे भी जवाहरसिह 
की महत्त्वाकांक्षा शान्त नहीं हुई । जब सूरजमल ने देखा कि वह सही मार्य पर नहीं 
चल रहा है भर न अपने चाद्कारी सरदारों को ही उसने निकाला «है, तब उसने 
स्वयं जवाहरसिंह के उन सरदारों को हटाना चाहा । इस पर जवाहरसिह और भी 
बिगड़ा और पिता के पास एक अनुरोधात्मक पत्र भेजा ।* जब पन्नोत्तर प्राप्त नहीं 
हुआ तो वह अविलम्ब प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह करने पर उतारू हो गया। तब 
सूरजमल दिल्ली से ५० मील दूर स्थित मेरठ में था । उसके भास चार-पांच हजार 
सेना थी । जवाहर ने तब स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया। नवयुवक 
सरदारों की सहायता से डीग के शहर पर भी अ्रधिकार करके लड़ाई के लिये उतारू 


फाल०, २, पृ० ३२२; जादूस०, पृ० १६३ ॥ 
बेण्डल०, पृ० ७३ । 

यदु ०, पु० १६५ ॥ 

जादस०, पृ० १६२१ 

फाल०, र, पृ० ३३२; यदु०, [० १६५ ॥ 


86, मुह हु हक 


जवाहरसिह का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्थान [१६ 


हो गया । सूरजमल ने अपने योग्य व्यक्तियों को जवाहर को समझाने के लिये भेजा । 
परन्तु दुराग्रही जवाहर में आत्मसंयम तथा दूरदशिता का स्वंधा अभाव था एवं उसे 
समझाने के सारे प्रयत्त निष्फल रहे । तब सूरजमल स्वयं सेना लेकर मेरठ से डीग 
की शोर बढ़ा ।" जवाहर ने भी सूरजमल की सेना पर आक्रमण कर दिया ।+ 
भयानक लड़ाई छिड़ गई । जवाहर के कुछ सरदार रण में खेत रहे, लेकिन्‌ उसके 
प्रधिर्ंण साथी थोढ़े ही समय में मैदान छोड़ कर भाग खड़े हुए । किन्तु वीर और 
बहादुर नेता जवाहर बाकी वचे सनिकों को लेकर वहीं डट गया ओऔर युद्ध करता 
रहा |? जिस स्थान पर घमासान लड़ाई हो रही थी, वहाँ वह निर्भीक जा छुसा 
श्रौर प्रनेवा विरोधी सैनिकों को मार कर स्वयं घायल हो रण भूमि में गिर पड़ा ॥ 
जिससे सूरजमल को वड़ा दुःख हुआ । वह किसी भी मूल्य पर अपने युद्धानुभवी पुत्र 
को नहीं खोना चाहता था । बलराम व मोहनराम के गअ्रनेक सैनिक जवाहर को 
घेर कर उसे मार डालने को कटिवद्ध थे । श्रत: यूरजमल स्वयं शीघ्रातिश्ीघ्र वहाँ 
जा पहुँचा श्रौर उसने जवाहरसिट के प्राणों की रक्षा की ।* गोली, त्तनवार प्रौर 
भाना के वाई घाव जवाहर को लगे थे । श्रत: उमर बहां से उठा कार डीग के किले में 
भेज बार उसका इलाज बारवाया । जवाहरसिह की जान तो बच गई, फिल्तु उसके 
णरीर पर तीन घाव प्राये थे, जिसके कारण उसदी दाहिनी भ्ुजा कमजोर हो गई 
श्र एक पैर लगहा हो गया ।६ जवाहर की वीरता झौर रुख गौनता से प्रभावित 
ऐोकर सूरजगल उसके प्रति ग्रध्िदा उदार हो गया । इसी समय प्रब्दाली के भारत 
पर प्राप्षमण होने को सग्भावना के समाचार भी फंलने लगे घे। सूरजमल प्रपने 


भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


__>अर्निश रर्नर्भीक और साहसी पुत्र से विलग नहीं रह सकता था, जिसने कि पूर्व प्मय में 
भी उसे कई युद्धों में सहायता दी थी तथा कुशल नेतृत्त्व का परिचय दिया था। इस 
प्रकार तब नवम्बर, १७५६ ई० में यह ग्रह युद्ध समाप्त किया गया और श्रगले माह 
भ्रब्दाली स्वयं दिल्‍ली के साम्राज्य पर हूट पड़ा ।* 


(३) दुर्राती के साथ संघषे : 

नादिरशाह की मृत्यु के बाद उसके सेनापति श्रहमदः खां: दुरानी ने 
स्वयं को अहमदशाह अ्रव्दाली के नाम से काबुल का शासक घोषित किया था ॥ 
उसने १७४७ ई० में पेशावर पर अधिकार कर अ्रक्टूबर १७५६ ई०' में पंजाब पर 
अ्रधिकार किया । तत्पश्चात्‌ उसने दिल्‍ली को अपना लक्ष्य बनाया । 

नवम्बर १७५६ ई० में ये समाचार दिल्‍ली पहुँचे कि दुर्रानी, वजीर इमाद-उल 
मुल्क को सजा देने के लिये दिल्‍ली जाने वाला है | शाही वजीर ने शअ्रब्दाली के 
विरुद्ध नजीवुद्दोला से सहायता चाही, किन्तु जब उसकी ओर से सहायता का 
प्राश्वासन न मिला, तब उसने नागरमल के द्वारा सुरजमल से सधि करना बाहा, 
क्योंकि सूरजमल के पास विशाल सेना थी और वह भी अ्रब्दाली को भारत से बाहर 
रखता चाहता था। नागरमल के निमन्त्रस पर सूरजमल दिल्ली के दक्षिण में 
तिलपत भ्राया और उसने वहां नागरमल एवं नजीबुद्दौला से समभौता वार्ता की । 
सूरजमल का विचार था कि वजीर स्वयं युद्ध का सचालन करे शौर रूहेलों, जाटों, 
जोधपुर, जयपुर शझ्रादि के राजपूत राजाश्रों की सहायता से सर्वप्रथम मराठों को 
दक्षिण में नर्मदा के पार धकेल कर आन्तरिक सुरक्षा का यथोचित प्रबन्ध करके, 


१. फाल०, २, पृ० ३१२-३२३।. 

२. ता० श्रा०, प० ८० श्र; फाल०, २, पृ० ४५॥। 

३. पाण्डे० (प० ६१) का यह कथन कि सन्‌ १७५६ में श्रव्दाली के श्राक्रमणा का 
प्रमुख उहं श्य मराठों को उत्तर भारत से बाहर निकालना था! । मान्य नहीं 
किया जा सकता है क्योंकि झपने इस श्राक्रमण में सर्वत्र उसने केवल लूुट-मार 
की झौर बलपूर्वक द्रव्य वसुल किया । तब लौठते समय जो श्रपार द्रव्य वह ले 
गया उसका सविस्तार विवरण मराठी पत्रों में मिलता है, उससे इस मान्यता 
की पूर्ण पुष्टि होती है। (पे०द०, २, प०सं० ७१) भरत: उसका एक मात्र 
उद्देश्य भारतीय धन हरण करता था । हे 

४, ताण्श्रा०, प० ८५१ ब; फाल०, २, पृ० ६०; जादुस०, पृ० ६७-६८ : गण्डा०, 


पृ० १७०१ 


जवाहरसिह का जीवन झ्ौर मूरजमल के शासन काल में उसका उत्वान [२१ 


संगत सेना के साथ अफगान ब्राक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए 
पजाब पर ब्राक्रमण करे जैसा कि वजीर कमरुहीन के समय १छ४ं८ ई० में किया 
गया शा । यूरजमल अ्रपनी सुरक्षा के लिए उत्तरी भारत की शक्तियों के साथ मिल 
बार एक सगठन बनाना चाहता था । लेकित्‌ नीति भेद्द के कारण ये प्रयत्न विफल हो 
गये । इमाद-उल-मुल्क अपने एकमात्र सहयोगी मराठों के विरुद्ध कदम उठाने के लिए 
सहमत नही हुम्ना । मराठों के विरुद्ध कदम उठाने की इमाद की अनिच्छा ग्रौर 
नजीबुद्दौला की श्र॒र्णव से श्रवगत हों, वजीर को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ कर 
यूरजमल नवम्बर महीने के तीसरे सप्ताह में निराशावस्था में झ्पने राज्य मे लौट 
श्राया ।7 


साम्राज्य की रक्षा के सग्बन्ध में वजीर कोई निर्णय नहीं ले सका । अब्दाली 
प्रटवा से दिल्‍नी तक कूच करता हुग्या निविरोब प्रा गया ।* पग्राव्ान्ता से भयभीत हो 
दिल्‍ली के अ्रधिकांश छोटे-बड़े व्यक्ति प्रपनो परिवार सदह्दित सूरजमल हि प्ररेश में जा 
पहुंच । जहां यूरजमल ने सब्र यो णशर्ग दी ।3 साम्राज्य का इतना प्रध.पतन हो चुका 
था कि किसी ने भी श्रब्दाली वे विश्द्ध स्थान से तलवार निदालने का साहस नहीं 
दिया । प्रव्दाली का सर्वप्रथम विरोध प्रन्ताजी माणाईे म्वर ने रिया, जिसे वजीर ने कूछ 
मराणे सेवा के साथ अपनी सहायताथ॑ श्रामन्श्ित बार अब्दाली के प्राश्मग्य से भयभीत 
ऐे। दिहली से भागने वाले व्यत्तियों को रोकने के लिए नियुक्त किया था ।४ 


रे 


ददने से रोकने का 
उसकी मुठनड़ हुई. परस्तु किसी 


जनवरी १६, (७५७ ई६० मे सर्व प्रथम झन्ताजी माणकेश्वर काश्मीरी दरवाज 
से उस की भोर ६१२ गील प्रागे ददा और उसने दरनी को दद 

प्रथौन किया । झफगान दजीर जहान दा की से 
सेनिका राट्ायता के झभाव मे उसे चार मील पीछे 


4 ह 


घवेल दिया गया। उसकझे पीछे हटने 


पर ३ टली ने उतस्त पर ध्द'नक गझाप्ररण दिया ।* घनन्‍्ताजी के पास नतोपें दी ग्रौर न 
रामाव था, फिर भी वह २६, को सरबर झां को हराने में सफल रहा, लिसे 
शब्दाली ते चार एजार सव र दे वर फरोदादाद का घेरा डालने के लिए भेजा था। 


२२] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


तीन घण्टे के इस युद्ध में सरवर खां पराजित हुआ्ना ।? परन्तु अन्त में २० हजार सेना 
के साथ जहान खां ने फरवरी १, को अन्ताजी माणक्रेश्वर पर आक्रमण किया । 
वह तीन हजार मराठी सेना के साथ प्राणों को बाजी लगा कर चार घन्ठे तक घौर 
युद्ध करने पर भी जब विजय की कोई आशा न देख पड़ी, तब अन्ताजी भाग कर 
बड़ी कठिनाई से मथुरा की तरफ सूरजमल के प्रदेश में चला गया । इस युद्ध में 


श्रन्ताजी के एक हजार संनिक मारे गये जिसमें दो सौ उच्च कोटि के सैनिक थे ।* 


विजयी दुर्रानी सेना ने फरीदाबाद को लूट कर आग लगा दी । दूसरे दिन 
फरवरी २, को दिल्‍ली वापस लौट आयी । उसके साथ ६ सौ व्यक्तियों के कटे पिर 
थे, जो मराठों और जाटों के बताये जाते थे ! शाह ने उनको श्राठ रुपया प्रति सिर 
पुरस्कार दिया | इस हार के साथ ही मराठों के प्रतिरोध का अन्त हुआ्ना श्ौर 
जब तक अब्दाली भारत में रहा, मराठों ने उसके विरुद्ध कभी तलवार नहीं उठाई ।ै 
किक्तु भ्रव जाटों का प्रतिरोध प्रारम्भ हुआ । 


मराठे परास्त हो चुके थे तथापि दुर्रानी का प्रतिरोधी जाद नरेश सुरजमल 
ग्रभी मथुरा में अविजित ही था। श्रन्ताजी माणकेश्वर की पराजय के पश्चात्‌ दिल्‍ली 
में अपनी सम्पूर्ण व्यवस्था ठीक कर तथा श्रालमगीर द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठा 
कर अब्दाली तब जाट राजा का कोष प्राप्त करने के लिए फरवरी २२, १७५७ ई० 
को दक्षिण की ओर बढ़ा ।* 


अब्दाली के दिल्‍ली श्रागमन पर सूरजमल ने दूत भेज कर श्रधीनता स्वीकार 
की थी । नजीबुद्दोला, इन्तिजाम तथा नागरमल इत्यादि के साथ उसने भी प्रार्थेडा 
पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके अ्रनुमार श्रहमदेशाह से निवेदत किया गया था कि 
इमाद को बन्दी बना कर, कन्धार भेज दिया जावे ताकि वह वापस भारत न भरा सके 
श्र न वह अ्रव्दाली का विरोध करने को मराठों की सहायता प्राप्त कर सके । 
तदर्थ उन्होंने उसे ५० लाख रुपये भेंट करने का प्रस्ताव किया । फरवरी ४, को 
पराजित श्रन्ताजी माणकेश्वर ने मथुरा पहुंच सूरजमल से मेंट की श्रौर श्रव्दानी के 


१,  फाल०, २, पुृ० ८०; गण्डा०, पृ० १७१॥ 

« फाल०, २, पु० ८५१ ॥। 

३. पे० द०, २१, प० सं० ६६, १०५; फाल० २, पृ० ८१-८२; गण्डा०, 
पृ० १७१॥ 5 श 

४. फाल०,-२, पृ० ८5५२; जोद्स०, पृ० ६८; गण्डा० पृ० १७२१ 


जवाहरमिह का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्थान [२३ 


विरुद्ध उसकी सहायता चाही, परन्तु मुरजमल उसके लिए तैयार नहीं हुआ, * क्योंकि 
सृरजमल मराठों पर पूररूप से विश्वास नहीं करता था। जयपुर ओर जोधपुर के 
राजाओं ने प्रब्दाली को मराठों के विरुद्ध ग्रामन्त्रित किया था । इसलिए वे श्रव्दाली 
के विरुद्ध नहीं लड़ सकते थे । प्रकेला सूरजमल का अरब्दाली की विज्ञाल सेना का 
सासना करना जिनाश को प्रामन्त्रित करना था । फिर भी उसने प्रन्ताजी को प्रपनी 
चातुयंपूर्णा नीति से उत्तर दिया कि यदि मराठों की भेना उत्तर भारत की रक्षा के 
लिये श्रा जादेगी तो बह भी प्रच्दाली के विरुद्ध प्राक्षमण में जन भर घन से मराठों 
की पूरी सहायता करेगा ।* 


इसे बुछ समय बाद ही श्रहमदशाह ने राजा सूरजमल को चिराज देने एवं 
प्रपने भण्टे के नीचे सेवार्थ उपस्थित होने के लिए लिखा । सूरजमल प्रब्दाली की 
सेना में उपस्थित नहीं होना चाहता था । उसे भय था कि बहां जाने पर उसकी 
स्थिति भी एसाद जैसी ह। आश्गी | सूरजमल वे. लिए प्रह्मदधाह की इतनी बड़ी 
शक्तिशाली सेना के साथ प्रविलम्ध सामना बारना भी कठिन था। प्रत: उसने 
प्रब्याली वे साथ युद्ध वी तैयारी करने के लिए कुछ समय निकालने के लिये टालम- 
टोल की नीति का अनुसरण किया । समभौता वार्ता प्रारम्न ढरने के लिए प्रपना 
एक दूत अवागानों के हरे पर भेजा | साथ ही उसने घफगान मभत्री को दो साख 
सपये रिएयत दिये । मथुरा छी पवित्र नगरी के सुरक्षार्प तथा ग्रब्दाली का मार्ग 
धदरद्ध बारने वें, लिए सूरजगल ने भपने नवयुवकक एद निर्नीद्म पुत्र जवाहर के नेतृत्त्व 
पृ: पांच-ए: 


दीब्रगति से 


ध््ल्यू लक 


एजार से निको वो बल्लभगढ के दुर्ग में रणा भौर वह स्वयं मंदुरा छोड़ 


पुस्हेर थी लिए रदाना हश्ना । दहां पहच बर पूर्ाुष से य्द्ध की तैयारी 


६. एालात-ए-घामदशाह क्रब्दाली पूृ८ (४; गष्छहाव प० १७२; 


| / छाल ०, न 
ए० ८६ । शन्तारों माशणकेश्दर से सूरजमल ने कहा ५० हजार सेता दे। साथ 
(राह हें. दादशाह मे हिन्द छे टादशाह को पराझित कर दिया हैं ध्लौर कछ्विसो 
नज्तप 


हो चलायो धोर न ही झिसी ने उसदा सामना 


दो, हा किर में बया दर सकताें। 


नह 
हि 
| 
म्ज 
+ 
त्टा 
श्र 
॥ 
क 
शव 
रन 
है] 
तत्व 
4 
श्ट 
पे 


नह 
47 
ल्‍्न्च 
जय 
प्र 
+ 
लड़ी 
हः 
| 
+् 


श्४॑ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


में लग गया । डीग, कुम्हेर भर भरतपुर के अपने तीनों दुर्गों में रसद और तोपें 
रहकलें, शीश! श्रादि युद्ध की अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में एकत्रित करने लगा ।) 


इसी समय अहमदशाह ने रसद्‌ व घोड़ों के लिये घास झ्रादि एकत्रित करने 
एक दल फरीदाबाद की झोर भेजा ।* यह दल सूटमार करता हुआ वल्लभगढ़? के 
पास तक पहुंच गया । बल्‍्लभगढ़ में जवाहर घात लगाये बँठा हुआ था । जाट 
राजकुमार ने अपनी सेना के साथ भ्रचानक इस दल पर झ्राक्रमण कर दिया और 
अफगानों के करीब १५० घोड़े हस्तगत कर लिये ।४ यह समाचार सुन कर दुर्रानी 
प्राग बबूला हो उठा, लेकिव्‌ वह जाट शक्ति से भी परिचित था । चातुर्यपूर्ण नीति से 
जाट राजकुमार को बन्दी बनाने के लिये उसने अब्दुसमद मुहम्मद जाई को निर्देश 
दिया । श्रब्दाली के निर्देश के अनुसार ही अ्रब्दुसमद खां आगे बढ़ा । उसने अपनी 
सेना का एक छीटा दल फरीदाबाद से बललभगढ़ की ओर रवाना किया और शेष 
सेना के साथ वह स्वयं फरीदाबाद के पास जंगल में छिप गया । शाह का अनुमान 
सही निकला । जवाहरसिह इस छोटे दल को देख कर, श्रहम और उत्साह के साथ 
उसका पीछा करता हुआ फरीदाबाद के पास जा पहुँचा जहां अफगानों की छिपी 
हुई सेना मोर्चा लगाये हुये थी । निर्भीक किन्तु अनुभवहीन जाट राजकुमार 
जवाहर पिह अपनी सेवा सहित दुर्रानी की सेना के घेरे में फंस गया । फिर भी वह 
युक्तिपूर्वक श्रफगानों के घेरे से बच निकला श्लौर भाग कर बल्लभगढ़ के किले में जा 
पहुंचा । इस अभियान में उसके बहुत से संनिक मारे गये एवं बहुत सा लूट का 
सामान उसे वहीं छोड़ कर भागना पड़ा । भ्रफगान सेना आगे बढ़ी और झास पाप्त के 
गाँवों को लूट कर उसने भ्रपनी लूट का बदला लिया । किन्तु जवाहरसिह सुरक्षित 
बच गया ।* ' 


डंग, कुम्हेर और भरतपुर के जाट दुर्गो पर अपना अधिकार कायम करने के 
लिये अभ्रहमदशाह दुर्रवी फरवरी २२, १७५७ ई० को दिल्‍ली से रवाना हो कर 
खिजराबाद गया और वहां दो दिन ठहर कर फरवरी २४५, को वह बदरपुर पहुँचा । 


जादूस०, पृ० €८ ॥ 

जादस०, पृ० ६८; गण्डा०, पृ० १७३॥ 

चललभगढ़ दिल्‍ली से २९ सील दक्षिख-पश्चिम्र में स्थित हैं । 
जादस०, पृ० ६६ । हैं 

जादूस०, पृ० ६६; गण्डा०, १७३। 


28 56 (22 202 28 


जवाहर्रसह का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्बान [२४ 


दूसरे दिन वह फरवरी २६, को फरीदाबाद पहुँच गया। इसी दिन अब्दुसमद खां 
जादों के विरुद्ध चढाई करके लौटा धा । तब उससे अब्दाली को ज्ञात हुआ्ना कि 
जवाहरसिह उसझे जाल में से बच कर बललभगढ के दुर्ग में जा पहुँचा धा। 
बल्लभगढ़ किले को उपेक्षणीय समझ कर श्रहमदशाह ने उसकी श्नोर पहले ध्यान नहीं 
दिया था लेकिन श्रव उसने श्रपता विचार बदल कर उस पर अविलम्ब हमला करने 
का निश्चय किया ।॥” 


उसने अपने सेनापति जहान ख्रां और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला के नेतृत्त्व 
में २० हजार सेना भेज बार ग्रादेश दिया कि “इन दुष्ट जाटों के प्रदेश को नूटों भौर 
उमे बरवाद कर डालो ' मयुरा नगर हिन्दुप्तों का घामिक स्थान है, उसको पूर्ण रूप 
में विनप्ट बार दिया जागे । उनके प्रत्येक शहर श्रौर जिले को चूटो श्लौर व्यक्तियों 
को कत्ल कार डालो । भ्रवाबराबाद (श्रागरा) तक एक भी स्थान न छोड़ो ।”* इससे 
भी प्रस्दाली को सन्तोप नहीं हुग्ना, उसने यह भी निर्देश दिया कि “जहां कहीं ये जायें 
खूब लूट श्रौर मारे । जो भी धन-सम्पत्ति वे सूटेंगे, दह उनदे पास ही रहने दी 
जायगी । जो भी हिन्दुप्तों के सिर बगट लावें, दहू उसको प्रधान बजीर के डेरे के 
पास डाल दें, जिससे उसदा एवा मीनार बनाया जाय। एसडी पूर्णो रूप से गणाना 
भगे जावेगी व प्रत्येक सिर वे. बदले में राज्यकोप से पांच एपये दिये जादेंगे ।”3 

प्रफगान रोनापति जहान खां घर रुहेला सरदार नजीदुृद्दोला ने २० हजार 
सेना के साय श्रब्दाली के भ्रादेश का ध्क्षरसः णलन करने के लिए सर्व प्रदम मदुरा की 
श्रोर प्ररघान किया ।४ परन्तु एस दृज-भूमि का संघर्ष किये दिना पतन होने बाला 
नही था। जदाएरसिह व जाट क्ृपकों ने हृई निश्चय कर लिया था कि इन दूदेरों का 
श्टता से मुकादला बरेगे तथा उनके मरणोपरान्त ही वे 


रे दूंज दी राजधानी मे 
प्रदेश बर राव गे । मदरा के दाहर झाठ मील उत्तर की घोर चोगहा गशांव के दाहर 


तो ८ स्को वे 8 कर 
ज्दाएयतर पांच एजार सनिको के साथ फरवरी २८, १७४५७ ६० को 





नुगरा बरने दो शा ध्ट । नर्थोंदय से र्पासत में तक धर 
राग घ 5०7 (:8। शशाइहइट | चसूपाद सर न््य तदः एदः घ्द्व दर्द तक धृम्मामान ण 


१ छाहरा०ए,ए० ६६; शणष्श्ा० पृ० (८६७३-६३४॥१ 
४६. छाहइरा०, ए० ६६; शष्शा०, ए० ६७६४ 
३, छात्र, ए० ६६९: रा्शा०, ए० ६३६४१ 


२६ |] ह भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


होता रहा । जवाहर के करीब तीन हजार वीर सैनिक काम भ्राये ।* जवाहरसिंह ने 
भी पभाणों की बाजी लगा कर सामवा किया। अन्त में विजय की कोई आशा न 
देख कर जवाहर श्रपनी शेष सेना के साथ वलल्‍्लभगढ़ को भाग गया ।* 


मथुरा को श्ररक्षित छोड़ कर अन्ताजी माणकेश्वर और शमशेर बहादुर के 
साथ जवाहरसिह भी अपने प्राण बचा कर फरवरी २८, की रात्रि को वल्‍्लभगढ भाग 
गया था | लेकित्‌ उस पर आई विपत्ति का यों अ्रन्त नहीं होने वाला था । दूसरे दिन 
अ्रहमदशाह ने स्वयं बलल्‍लभगढ़ को आ घेरा और वह स्वयं छेरे का संचालन करने 
लगा ।३3 उध्की पांचों तोपों ने आग उगलता प्रारम्भ किया । इन तोपों के मुह ऊँचे 
करके इस प्रकार से रखे गये थे कि सम्पूर्ण गढ को तहस-नहव किया जा सके । लोहे 
के दो भ्रध गोले को परस्पर जोड़ कर तोपों के ये गोले बनाए गये थे जो भूमि पर 
गिरने पर खुल जाते थे । इन पांचों के कोण निरन्तर बदले जाते थे। दो दिन 
(२ और ३ माचं) तक जवाहर ने साहस और निर्भीकता के साथ दुर्ग की रक्षा की । 
लेकिंद्‌ श्राग उगलती हुई अफगान तोपों के समक्ष दुर्ग की रक्षा करना चहुत ही 
कठिन हो गया । दुर्ग की प्रत्येक वस्तु अफगान तोपों की आग से राख में परिशित 
होने लगी । तब मार्च ३, १७४७ ई० की प्रशान्त रात्रि में जवाहर ने किले में 
कुछ सैनिक छोड़ दिये ताकि श्रफगानों को यह विश्वास रहे कि किला रिक्त नहीं है, 
श्रौर भ्नन्‍्ताजी माणकेश्वर श्र शमशेर बहादुर को भी साथ लेकर वह दुर्ग की सुरंग 
में होकर जमुता की श्रोर से निकल भागा । किले में. छोड़े हुए अल्प संख्यक सँंनिक 
झ्रफगान सेना के सामने अधिक समय तक न ठहूर सके और उन्होंने शुक्रवार मार्च ४, 
१७५७ ई० को अफगान सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्रदी ने उच 
सैनिकों को कत्ल करवा दिया एवं दुर्ग पर अधिकार कर लिया । गढ़ में उसको ११ 
हजार तकद रुपये, सोने चांदी के बर्तन, १४ घोड़े, ११ ऊँट तथा अतुल प्न्न भण्डार 
और वस्त्र प्राप्त हुए ।४ 

जवाहरसिंह व उसके सरदारों.को इस प्रकार किले से भाग निकलने के समा- 


१. राजवाड़े०, १ प० सं० ६३१ ता० श्रा०, प० १०६ श्र०, के अनुसार दोनों 
पक्षों के करीब,दस-बारह हजार सेतिक, मारे, गये.।. 

फाल०, २, पृ० ८५५; जादस०, पृ० १०२; ग्रण्डा०, पृ० १७७. 

जादस०, पृ० १००; गण्डा०, १९ श्ज६ [2.2६ ६ 

४, ता० झा०, प० १०३ब-१०२शआश्र। जादइूस० पु० १००; गण्डा पु० १७६ ॥।; 


न्फ़ा 


जदाहर्ससह का जीवन प्लौर सूरजमल के शासन काल में उसका उत्वान_[_ २७ 


चार जान कर शाह प्राश्चर्य चकित रह गया । दुर्रनी तो शत्रु का पूर्णा दमन करना-- 


चाहता था। ध्रत: उपने तुरन्त एक सेना उसका पता लगाने के लिये भेजी । जवाहर 
ईरानियों की पोणाक पहने जमुना के खादरों में छिप गया । दो दिन व दो रात पानी 
पीते के लिए भी बाहर नहीं निकला | जवाहर का इस प्रकार से हाथ से निकल जाने 
पर अहमद्शाड को बड़ा क्रोध श्राया । श्रव्दाली दो दिन तक किले में ही ठहरा रहा । 
सेना को लूटने तथा ब्नेग्राम का आदेश दे दिया।) इम कुहृत्य का आंखों देखा 
दर्गा। उसके पट़ाब में रहने वाले एक संग्रद ने किया । उमक्रे अ्रनुमार “प्रर्थ रात्रि के 
समय संनिक सूटमार करने के लिये डेरे से बाहर निकलते थे । लूटमार का प्रवन्ध 
एस प्रकार था कि एक घुटु्सवार घोड़े पर सवार होकर दस से बीस तक दूमरे घोड़ों 
को एक-दूसरे की पूंछ से बांध कर ले जाता था जैसे कि एक ऊंट को दूसरे ऊंट की 
पूछ से बांध देते है । सूयोदिय वे एक घण्टे पूर्व मैंने उन्हें वापस प्राते देखा | प्रत्येक 
सवार सव घोटों पर लूट का सामान लाद कार लाया था । सद से दागे बन्दी लड़- 


ही] 


; बन्दियों के 
सिर पर रुख कर लागे जाते थे । यह क्रम रोजाना चलता शा । छठे हुए मिरों को 
मीतार के रूप में चूना दिया जाता था, जो स्यक्ति एन सिरों को हो झर लाते थे, 
उनसे ग्रनाज पिगदाया जाता था । श्रन्त में उनके सिर भी टछाट सिये जातेथे। 
बहलभगद से श्रागरा तवा यही हाल होता रहा | एस प्रान्त दा कोई नी पध्रभागा भाग 
घर इस दुर्भाग्य से मही बच सवा ॥!६ 


उधर श्रपने स्वामी श्रव्दाली के शादेश से एसी प्रवार दा घत्याचार करने के 
लिए अकगान सेनार्पाति जहान गां पार्वरी २८६, को रवाना हग्ा ग्लरोर जवाहरमसिह 


थे। पराजित ब.र उसने मार ६, वे दिन अरक्षित मदरा नगर में प्रवेश किय 


परविय सगर मे धामदा ध्यति दारर से दसानन्‍त घात दे सुह्ादने समव दा झाननद प्राप्त 
मरने नंदा ऐोली दे: पद पर प्रापे हुए थे, जो दो दिन एवं मनादा डा इुका था। 
जहाने पी) में इस दिश्शहाय ब्यक्तियों को लटने, इनके बल्रेश्याम तथा झाग लगाने दे 
एएऐश ५ 5६ । चार घप्टे तत नग्गंहार होहा रहा । वहा ऐसा भीपगा हत्या शाएड 
रेदा भा दि रार्वार थे शगगार बशा रगने दाले बातिय्य मस्लमानों दो भी झदपने 
जञा। वी रणा बारने व शिए विशेध्दगा यह प्रमागटित बर्ना पढ़ा दा हिदये 


६४. छाहह 6 एज ६८०-६०६ शण्ण ०, एपए० ६ ६५॥ 
हर 5 | 

5 इाएटरा 6504 2. 5: < रू सच लल्सस द्व हम 

त्‌ एापत्ुा् ०९० ६(०४-६०+६ एर रशाइनन एशए ६ 6, हू एल ह ६ 
कि क 


2 


जा 


श्प ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


सचमुच मुसलमान थे । मुसलमान सैनिकों ने खण्डित प्रतिमाश्रों को पालो की गेंद की 
तरह इधर-उधर उछाला । 

यों वहां हिन्दुओं के रक्त से होली खेल कर, जहान खां उसी दिन वापस चला 
गया । लेकित्र नजीबुद्दोला श्रपननी सेना के साथ तीन घन्टे तक और वहां ठहरा रहा। 
उसने बहुत सा धन लूटा और बहुत पी स्त्रियों को पकड़ कर ले गया ।* 

ध्वस्त मथुरा नगरी से निकल जहान खां झास पास के प्रदेश में प्रलयकारी 
धूम मचाता रहा । मधुरा से सात मील दूर स्थित वृन्दावन भी नहीं बच सका शभ्रौर 
वहां के अनेक मन्दिरों से उसने अतुल घन सम्पत्ति प्राप्त की । मार्च ६, को यहां भी 
धोर नरसंहार किया गया | जहान खां स्वयं ने श्रपती डायरी में लिखा है कि इस 
संहार से “वायु ऐसी दूषित हो गई थी कि न मुह खोला जाता था श्रौर त सांस ली 
जाती थी ॥”३ 

अव्दाली बल्‍लभगढ पर शअ्रधिकार करने के दो दिन बाद अपने सेनापति के 
कृत्यों को देखने के लिये स्वयं मार्च १५, १७५७ ई० को मथुरा जा पहुँचा ।४ वहाँ से 
एक सेना उसने गोकुल को लूटने के लिये भेजी । यहां भी उसी प्रकार नरसंहार हुआ । 
यहां के चार हजार नागा सन्यासियों ने इस निश्चय के साथ मुकाबला किया कि वे उन्हें 
इस भूमि पर पैर नहीं जमाने देंगे | दो हजार सन्यासी लगभग इतने ही भ्रफगानों को 
मार कर गोकुल की भूमि पर सो गये । बंगाल के सूवेदार जुगलकिशोर ने अ्रब्दाली 
को जब यह बताया कि इन भभूत लगाये सन्यासियों के पास घन नहीं हैं! तब 
भ्रब्दाली ने श्रपती सेना को वापस बुला लिया । अब धन एकत्र करने के लिये 
अ्रब्दाली ने जहान खाँ श्लौर नजीब को आगरा भेजा ।* और स्वयं डीग की तरफ 
रवाना हुआ । लेकिन्‌ मथुरा के निकट उसके डेरों में हैजा फैल गया ।४ प्रतिदित १५० 


त्ता० झा०, प० १०५४श्र-१०६श्च; फाल०, २, पृ० ८५५; जादस० पु० १०२ ॥ 
फाल०, २, पृ० ८५५; गण्डा, पु० १७७-१७८ ) 

फाल०, २, पृ० ५६९; गण्डा०, पु० १७६॥ 

फाल०, २, पृ० 5५७; जाट्स०, पु० १०५॥ 

फाल०, २, पृ० ८७; गण्डा०, १७६॥ 

ता० झ्रा०, प७ १०६झशआ्र। 

श्रधिकांश इतिहसकारों ने लिखा है कि हैजा महावन में श्रफगान डेरे में फेल 
गया जो कि उचित नहीं लगता, क्योंकि सहावन जसुना के पूर्वी किनारे .पर 
स्थित है; जबकि सथुरा और डीग उसके पश्चिमी किनारे पर। यहां महावन 
के स्थान पर सधुवन होना चाहिए जो कि मथुरा के निकट है श्रौर डीग के 
रास्ते पर है । 


ढ़ दूत मद हे कण (० 2० 


जवाहर्रसह का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्थान [. २६ 


सैनिक मरने लगे । कोई प्रौषधि उपलब्ध नहीं थी | इमली का भाव सौ रुपये प्रति 
सेर हो गया घा । ऋ्नतः अब्दाली के लिए भारत से वापस लौटने के अतिरिक्त अन्य 
कोई मार्ग नहीं था ।" 


वापस लौटने के लिए वह शेरगढ पहुँचा । अफगान वादशाह ने अन्तिम 
निराशामय प्रयास किया कि जाट राजा से कुछ न कुछ धन श्रवश्य प्राप्त कर ले । 
उसने बंगाल के सूवेदार जुगलकिशोर श्लौर एक अफगान अ्रधिकारों को अपना दूत बना 
कर, घमकी भरे पत्र के साथ सूरजमल के पास भेजा कि, यदि वह खिराज देने की 
नीति में श्रानाकानी करता रहा तो उसके डीग, कुम्हेर और भरतपुर के किलों को 
ध्वस कर, उन पर अधिकार कर लिया जावेगा ।* लेकिन जाट राजा इससे भयभीत 
होने वाला नहीं था । वह जानता था कि अ्ब्दाली का भारत से लौटना निश्चित है, 
फिर भी अब्दालो की वास्तविक इच्छा का पता नहीं चल पाया ।? इसलिए उसने 
दूतों से समभौता वार्ता जारी रखी और अ्रहमदशाह श्रब्दाली को ४५ लाख रुपये खिराज्‌ 
के श्रौर उन्हे दो लाख रुपये रिश्वत देने का भी वचन दिया । दुर्रनी ने शेरगढ़ से 
दिल्‍ली की तरफ लौटना प्रारम्भ किया जब दिल्ली में स्पष्ट हो गया कि वह कन्धार 
लोट रहा है, तो तेज चलने वाले ऊँट सवार के हारा यह समाचार सूरजमल को मिला, 
तब तो उसने तत्काल ही भश्रब्दाली के उन दोनों दूतों को अपने दुर्ग से बिना कुछ दिये 
निकाल दिया । इस प्रकार श्रब्दाली को जाटों के राज्यकोप से एक पैसा भी प्राप्त 
नही हो सका ।* 


(४) नवाब फरु खनगर के साथ संघर्ष: 

पानीपत के; तृतीय युद्ध बेः तोन महीने दाद सूरजमल ने प्रनुभव किया कि प्व उस 
पर मराठो तथा प्रव्दाली का कोई ददाव नही रह गया । दत: उसने अपने राज्य का 
विस्तार प्रारग्भ किया | सद्‌ (७६३ ई० तक उसने झपना राज्य उत्तर की ग्रोर 
दिल्‍ली से दोस मील दूर सराय-रदाजा-दसन्‍्त तक ददा लिया । दिल्‍ली से पश्चिम की 
घोर वह ऋपने एश्न जदाहर के लिये एक छोटा सा पृथक राज्य स्थापित करने में जुट 





१. छाट्स6, पृ० १०५; गणष्टा6, एूृढ १८१ |] 
ग़ष्श०, ए०७ (८:-६१६८5३१ 
पाल, २, पृ० ६६ ॥ 


पाल०, ६, ए० ६६; गष्डा ० १५८६३॥ 


ब्_ 2. ,27 


न्ट 


झाएुस २, ए० ६०७; गण्शा, ए० (८४। 


३० ] भरतपुर महाराजा- जवाहरसिह जाट 


गया और तदर्थ उसने एक, सेना के साथ .जवाहरसिंह - को हरियाणा प्रदेश विजय ' 
करते के लिए भेजा । दूसरी सेना नाहरसिह के साथ दोश्राब में भेजी कि श्रब्दाली के 
ग्राक्रमण से उन क्षेत्रों में जो अ्रव्यवस्था उत्न्न हो गई थी, उसे पुनः स्थापित करे" - 
साथ ही पूर्व में रूहेलों की गतिविधियों पर निरीक्षण करता रहे ।*१ 


जवाहरसिंह ने सव्वे प्रथम फरुं खनगर के नवाव मुसावी खां पर आक्रमण कर 
दिया, क्योंकि वह उन मेवातियों को आश्रय दे रहा था-जो चारों ओर के प्रदेशों में 
लुटमार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे । जवाहरसिह इनका दमन करने को 
ततलर हुआ । ज्यों ही जवाहरपिंह सुनता हि मेवातियों ने कहीं लूटमार की- है तो वह 
उनका पीछा करता श्ौर उन्हें पकड़ कर निर्दयता के साथ कत्ल करने लगा । लेकिन्‌ 
प्रसिद्ध मेवाती डाकू सल्वानिया को दण्ड देवा कठिन कार्य था | तोहू-दुर्ग का एक 
बलोची सरदार श्रसदुल्ला खां इसको झाश्चय देता था,३ क्योंकि अपनी लूट से प्राप्त ' 
धन में से कुछ भाग सल्वानिया उसे भी दे दिया करता था। अपने दस सवारों 
के साथ साल्वानिया श्रपने गुप्त आश्रय स्थाव से निकल कर डीगर किले के 
पास तक लूटमार किया करता था । उसके अत्याचारों का विरोध करना किसी के 
लिए सम्भव नहीं जान पड़ता था ४ 


जवाहरसिंह को यह स्पष्ट दिख पड़ा कि जब तक सल्व.निया के शरणदाता 
पर आ्राक्रमण नहीं किया जायगा, तब तक उसका दमन करना .:कठिन है ।* नुरुद्दीन 
के अ्रनुसार सूरजमल ने प्रमुख बलोची सरदार मुसावी खां को पत्र लिखा कि विद्रोही ' 
व शान्ति की भंग करने वाले सल्वानिया को शरण न दें ।$ लेकिल्‌ द्रव्य लाभ ने उसे - 
स्वार्था घ बना दिया था। श्रतः उसने सुरजमल की मांग को अस्वीकृृत कर दिया'।४: 
तब तो जवाहरसिंह ने सल्वानतिया के शरणदाता ग्रसदुल्ला- खां पर श्राक्मरा कर 
दिया । इस पर मुसावी खां के नेतृत्व में समस्त बलोचियों ने उसका सामना किया । 
बलोचियों के साथ हुए .इस युद्ध में जवाहर. को कोई निर्णायक - सफलता प्राप्त नहीं 


आए । 

चैंडल०, पृ० ८८५; फाल०, २, पु० -३२५-३६६;चाट्स2 पुृ० १४६। 
जादस०, प० १४पच छह. > ह॥ ओर हैं 

फाल०, २, पृ० ३२८ । है 

बेप्डल०, पु० ८८ । 

फाल०, २, पु० ३२१८१ 

नृरुद्दीन० रशीद०, पृ० ६६॥ 

फाल०, २, पुृ० ३२८ । 


दी सृद हु व 2ुए ०० 


क 


जवाहर्रासह का जीवन और सूरजमल के शासन काल में उसका उत्थान [२१ 


हुई । परन्तु जवाहर इससे निराश नहीं हुआ शौर पूर्ण तैयारी और अधिक उत्साह 
के साथ उसने उस पर पुनः चढ़ाई की । 


नवीयुद्दोला फर खनगर के नवाब मुसावी खां का आ्राश्चदाता था। अतएुव 
उसने सूरजमल को लिखा कि फरुंखनगर के बलोची उसके संरक्षण में हैं. इस 
कारण उन्हें नहीं सताया जावे । सूरजमल ने जवाब दिया कि डाकुओं को छिपाने 
वाले व्यक्ति को तो सजा मिलनी ही चाहिये ।* 


जवाहर सिंह ने बलोचियों के शक्तिशाली और मुख्य सरदार फरुं खनगर के 
नवाब, मुसावी खां पर श्राक्ममणग किया । सूरजमल भी समस्त सेना व बहुत सी तोपें 
श्रादि लेकर जवाहरसिह की सहायतार्थ वहां जा पहुंचा ।* जाट सेना दो महीने तक 
विले को घेरे रही । निर्भीक बलोची सरदार भी दूर्गे में ढटा रहा श्रौर दो महीने तक 
जाट सेना का सफलतापूर्वक मुकावला करता रहा । फर खनगर के सुदृढ़ किले की 
दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी । इसलये सूरजमल के तोपखाने की मार का भी उस 
पर कोई प्रभाव नहीं पद्ट रहा था | लेकिन जवाहरसिह व उसका पिता सूरजमल 
अपने हृढ़ सवाल्प पर भ्रडिग थे । प्रात्म समर्पण करवाने के लिए वे मुसावी खां पर 
भ्रत्यधिक दबाव डाल रहे थे । मुसावी खां के सम्मुख यह कठिन समस्या उपस्थित हो 
गई थी कि पध्व वह वया करे ? छोटे से किले मे रसद्‌ की समस्या भी शीघ्र उत्पन्न 
ऐने वाली थी। अतः दूगे में अधिवा दिन ठहरता सम्भव नहीं था प्रौरन दुगेसे 
निवाल बार उस विशाल जाट सेना के साथ युद्ध करना उचित जान पड़ता था, एवं 
उसने सूरजमन को लिखा कि यदि गंगाजलि उठा कर सूरजमल उसे आश्वासन दे कि 
घाएर निकल कर चले जाने पर सूरजमल उस पर प्राक्रमण नहीं करेगा तो वह किले 
बने खाली कार देगा [ई 


उस दुर्ग पर अधिकार करता कठिन हो रहा पा । झत: सूरजमल ने वर्तता- 
गे दोति अपनाएं भौर मसादी झा की मांग को क जाषाहना सर: कर, उसने मुसावी खां को 


एरला बगा दचम दें दिया। तब अपने दवट म्द » 


7 
4 





५॥| नेट 
स्ज प्श्न्द माफ ५] स्व 
निषाला, परन्तु उसे क्र शझृहादी5र ड्ाग 
थी गान जे 
5. द्च्श्ल्‌ल ण्ए घण्प-८घ६॥ 
छा श्सत ए० (४८। 
*. घेएइलरट८, 5०४६९; फाल०, २, पृ० २६८: जशञाइस०, ६९० १ ८८। 


३२ | भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


फरूखनगर के दुर्ग पर दिसम्बर १२, १७६३ ई० के लगभग जाटों का श्रधिकार 
हो गया ।" 

इन दिनों नजीबुद्दोला नजीवाबाद में बीमार था तथापि मुसावी खां के 
सहायताथे वह वहां से रवाना हुआ श्रौर जब दिसम्बर १४, १७६३ ई० को वह 
दिल्‍ली पहुंचा तब वहाँ उसे मालूम हुम्ना कि सूरजमल ने धोखे से मुसावी खां को 
बन्दी बना लिया है ।* अरब पत्र लिखकर विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त नजीब के 
हाथ में कुछ नहीं रह गया था | सूरजमल स्वयं भी नजीबुद्दौला से युद्ध करने को प्रव 
समुत्सुक था। श्रतः उसने दस हजार सेना के साथ जवाहरसिंह को फरू खनगर में 
ही रहने दिया श्रौर वह स्वयं नजीबुद्दौला से युद्ध करने के लिये प्रस्थान किया । 
नजीबुद्दोला के साथ हुए इस युद्ध के समय जवाहर फरुंखनगर में ही था श्र 
सूरजमल की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद ही फर्ंखनगर से डीग के लिए रवाना 
हुआ ॥3 





१. फाल०, ३, पृ० ३२८-३२१६ | + ५ 
फाल०, २, पृु० ३३६ -। :फानुनगो (जादुस॑०, पृ० १४८ फु० भों०) के भ्रतुसार 
नजीबुद्दीला फो यह समाचार नवम्बर २५, १७६३ ई० को प्राप्त हुए थे। 
परन्तु यदुनाथ सरकार द्वारा निर्धारित तारीख ही भाभ्य करना उचित जात 
पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही कथन दिल्‍ली क्रानिकल के उल्लेख पर ही 
भ्राधारित हैं। 

३. फाल०, २, पृ० ३२६-३६३० | 


सूरजमल की मृत्यु और 
उत्तराधिकार के लिए संघर्ष 





(१) सब्‌ १७६३ में भरतपुर राज्य : 


भरतपुर राज्य अ्रपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था | तत्कालीन राजा 
सूरजमल ने श्रपनी बुद्धिमानी, योग्यता श्लौर नीति-निपुणाता से इस राज्य की सीमाग्रों 
को बहुत बढ़ा दिया था । भरतपुर क्षेत्र के प्रतिरिक्त मघुरा का जिला, प्रागरा, 
श्रलवर, धौलपुर, हाथरस, मैनप्र, कोइल (श्रलीगढ़), एटा, मेरठ, रोहतक, मेवात, 
र्वाड़ी, गुड़गांव श्रौर फरं खनगर" सूरजमल के श्रधिकार में थे । गंगा नदी इस राज्य 
की पूर्वी सीमा बनाती थी श्रौर घम्बल दक्षिणी स्रीमा पर थी | उत्तरी सीमा 
दिल्‍ली थो पास बल्‍लभगढ़ तक थी । पूर्व से पश्चिम में एस राज्य का विस्तार दो सौ 
मील तथा उत्तर से दक्षिग तबा एक सौ चालीस मील था ।* 


(२) सूरजमल की मृत्यु और विभिन्न दावेदार : 


सूरजमल को भ्रपने जाट वंश की उच्चता पर पझ्निमान था। ग्रततः दिल्ली 
पर भ्रधिदार बारने पी उसे उत्कट भणशिलापा थी | फरुं खनगर के नवाव मुसावी खां 
को पराजित करने मे साथ ही उसे झपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक भौर 
बहाना भी मिल गया था | बिलोचियों ने नजीदुद्दोला से सहायता की प्रार्थना की 
पी । एस समण नजीदुह्दोला अ्रस्वस्थ था झौर नजीवाबाद में ठहरा हुआ था ।३ फिर भी 
भुसादी खां बी सहायता के लिये वह नजीदादाद से रवाना हुग्नमा भौर दिसम्दर १४, 


फर खनगर-गुएगांद तहसोल में स्थित यहू क्दा गृड़गांव नगर से कोई १२ 

सील परिचिम में है । 

जाइ॒स ०, पृ० ६१६७; पदहु०, पृ० २५११ 
ई 


हृश्सुणट ० ईलिपट०, ८, पु० 
प्‌ 
५ 


हा. »ह 5 
५ ह; 


; दि० प्रा०, पृ० १२८; फाल०, २, 


७6 ६३६६९॥१ 


5 


३४ ] भरतपुर महाराजा जवाहरपसिह जाट 


को दिल्ली पहुंचा । वहां उसे पता चला कि फरु खनगर पर सूरजमल का अधिकार 
हो गया, तब उसके पास विरोध प्रकट करने के श्रतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था। 
उसने सूरजमल को लिखा कि उसने रुहेलों के भ्राश्रित विलोचियों पर हमला करके 
मित्रता भंग कर दी है । भ्रव किला वह स्वयं रख ले किन्तु मुसावी खां को मुक्त कर 
दें, क्ग्नोंकि मुसावी खां के साथ उसकी मैत्री है ।'१ 


सूरजमल ने पत्नोत्तर दिया कि “ये व्यक्ति मेरे शत्रु हैं। मेरे साथ आ्रापकी मैत्री 
अवश्य है, लेकित आपने जब नजीबाबाद से कूच किया, उस समय मैं फरुंखनगर को 
घेरे हुआ था । अतः इस बात को सब लोग जान गये थे कि आप सुझ पर ससैन्य 
चढ़ाई कर रहे थे । यदि इस बीच में किला नहीं ले लेता तो श्राप मेरे विरुद्ध मुसावी 
खां से मिल जाते । यह विचार प्रापके मन में था । इसलिये आपने वंचन भेंग कर 
मित्रता का पहले ही उल्लंघन कर दिया है ।?* सूरजमल बहुत ऋद्ध हो गया था। 
उसने अपने रास्ते के कांटे को उखाड़ फैंकने का निश्चय किया । मीरबरुशी की 
कमजोरी को हृष्टिगत रखते हुए, गिर्दं की सुवेदारी का प्रश्न सूरजमल ने उठाया । 
शहर के चारों श्रोर के परगनों की सुवेदारी उसे देने के लिये उसने दबाव डाला । 
नजीबुद्दोला यह जानता था कि राजधानी के चारों श्रोर के परगने शत्रु के हाथ में देना 
भ्रपने श्रापको दिल्‍ली शहर के विशाल कारागार में बन्द करने के समान होगा । वह 
केवल सिकन्दरा और कुछ अन्य परगने जाट राजा को देने के लिये तैयार था, किन्तु 
सूरजमल इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ ।३ नजीवबुद्दौला सुरजमल के प्रताप भर सैन्य शक्ति 
से भयभीत था । उसने जाट राजा के पास सधि प्रस्ताव लेकर याकूब झली को भेजा 
झौर सूरजमल से अपने दुरवस्थित सम्बन्धों को शान्तिपूरों बनाने का भ्रनुरोध किया ।* 


सूरजमल ने शान्ति प्रस्ताव को श्रस्वीकृत कर दिया तथा नंजीवुद्दोला को युद्ध 
करने के लिये श्रामन्त्रित किया । याकूब अली खां, जो दिसम्बर १६, को सूरजमल के 
पास पहुँचा था, चार दिन बाद दिसम्बर २३, १७६३ ई० को वापस लौट झाया । | 
तदनस्तर सूरजमल ने फरु खनगर की रक्षार्थ जवाहरसिंह के पास दस हजार सेना छोड़ 


तुरुद्दीन० रशीद०, पृ० ६७-७०; दि० क्रा०, पृ० १२८। 

'नुरुद्दीन० रशीव०,पृ० ७०; वैण्डल०, पृ० ८६; फॉले०, २, पृ० ३२६॥ 
जादस० पृ० १५० 

बिहारी ० इस्लामिक०, १०, पु० ६५४; हर॑सुख० ईलियट०, ८, एू० रेए३ । 
हरसुखं० ईलियट, ८, पृ० ३६३; दि० क्रा०, पु०, १२८; जादूस, १० १४१॥ 


हर हे दूध दुण दु७ 


[रजमल की मृत्यु भ्रौर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष [ ३४ 


7, शेष तीस हजार सेना" के साथ नजीबुदौला के विरुद्ध श्रभियान आरम्भ किया-। 
हडन नदी के पश्चिमी किनारे पर उसने डेरा डाला । वहां से सेना का एक भाग नदी 
गर भेजा, जिसने गाजियाबाद के चारों श्लोर के गांव लूट लिये और उनमें आग 
नंगा दी ।* 


तत्पश्चात्‌ जाट सेना ने हिंडन नदी के पूर्वी तट पर अपना डेरा डाला । 
प्रनिच्छुक होते हुए भी श्रव नजीबुद्दोला को युद्ध के मैदान में उतंरना पड़ा । वह 
नजीवाबाद से तीत्रगति से रवाना हो दिल्‍ली पहुँचा तथा वहां से अपने पुत्र भ्रफजल 
खां, जाविता खाँ तथा श्रन्य रुहेला सरदारों श्रौर लगभग १० या १२ हजार सैनिकों 
के साथ दिसम्बर २५, १७६३ ई० को सूर्योदय से पूर्व ही उसने जमुना नदी को 
पार किया श्रौर हिंडन नदी फ्रे पश्चिमी किनारे पर प्रपनी सेना को व्यवस्थित रूप से 
जमाया ।3 इसी दिन तदनन्तर तत्काल ही दोनों सेनाश्रों के मध्य घोर संघर्ष प्रारम्भ 
हो गया, जो सूर्यास्त तक चलता रहा। दिन के तीन बजे तक दोनों सेनाश्रों में 
गोलावारी होती रही । तब सूरजमल ने केवल पांच हजार प्रमुख सनिकों को साथ 
लेकर हिंडन नदी को पार किया श्ौर रुहेला सेना पर भयंदूर रूप से सीधा घावा 
किया । एस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग एक हजार सैनिक मारे गये । ४ 
जब यह घोर युद्ध चरम सीमा पर था तब निर्भीक मूरजमल ने तीस सवारों 
मे; साथ रहेला सेना के मध्य भाग पर धावा किया प्ौर वहीं पर लद़ते-लड़ते वीर- 
गति को प्राप्त हुआ श्रौर इस प्रवार पचपन वर्ष की भ्रवस्था में श्रपने गौरव के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँच वर सूरजमल नजीवुद्दौला से युद्ध करता हुमा, हिंडन नदी 
थे; विनारे रऐलों सेनिकों द्वारा एकाएक दिसम्बर २५, १७६३ ई० को मारा गया ।* 
जाट राज्य का प्रधान मंत्री, सेनापति और भरतपुर किले का किलेदार 
लराम, भृत राजा के सबसे छोटे पुश्न नाहरसिह को साथ लेकर, उसी रात सेना के 





दिहारो० एरलामिए०, १०, पृ० ६५४। 
फाल «०, ६, पृ० ३६० । 


जाए >> 


शादगीर०, पृ८ १०५; दिहारी० हृस्लामिक, १० पृ० ६५४; दि० चका०, 
(5६६; जाइस०, पृ० १४५१ । 


४, पाल, 5 पृ इ्च्७: ६ 
जाटू्स (६० १४६) दे धघनुसार इस समय सूरजमल के पास छः हजार 
शेनिदः थे । है 


दिहारो ८ एरलामिद०, ६०, प० ६५५ 
इंलियट 6, 5065६ 


द॒० घा०, पृ८ १५१६१ 


न्टः 


न 
2) 
नव 
की, 
7 
04 
श्त् 
2 
न] 
०८ +3* 
शी 


| 
२१9 


का पट मल 


३६ ]] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


साथ कूच कर वायुवेग से तीस घण्टे में ही दिसम्बर २७, १७६३ ई० के दिन सूरज- 
मल की मृत्यु का दुःखद समाचार लेकर डीग पहुँच गया।" सूरजमल के सिंहासन 
का वास्तविक उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र जवाहर था । लेकिद्‌ प्रधान मंत्री व सेनापति 
बलराम जवाहर का विरोधी था। वह नाहरसिंह को गद्दी का वास्तविक दावेदार 
मान कर, उसे सिंहासन दिलाना चाहता था। मृत राजा सूरजमल की भी यही 
इच्छा थी कि उसका प्रिय पुत्र नाहरसिह ही उसका उत्तराधिकारी बने । जाति के 
प्रमुख व्यक्ति यह निश्चय करने एकत्रित हुए कि उत्तराधिकारी किसे माना जावे। 
नाहरसिह ने मांग की कि तत्काल ही उसे उत्तराधिका री मान लिया जावे ।+ 


१. फाल० २, पृ० ३३४॥ 

२. वेण्डल० पृ० ६५ । फाल० (२, पृ० ३३५) के अनुसार नाहरसह सुरजमल 
का सनोनीत श्रधिकारी था । किन्तु इस उल्लेख का यह श्र नहीं लिया जाना 
चाहिये कि सुरजमल ने नाहर्रासह को श्रपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 
था, क्‍योंकि श्रनेक कारणों से यह बात सानन्‍्य करना सम्भव नहीं है। प्रथम 
तो सूरजमल फी सुझुय (पटरानी) रानी किशोरी, जिसने जवाहर्रासह्‌ को राजा 
बनाने के लिये गोद लिया था, का प्रभाव सुरजमल पर इतना अ्रधिक था कि 
वह कोई भी कार्य उसकी जानकारी के बिता नहीं कर सकता था। रानी 
किशोरी नाहरसिह के लिये कदापि स्वीकृति प्रदान नहीं करने वाली थी श्रौर 
उसकी सलाह के बिना नाहरसिह को उत्तराधिकारी बना देना सुरजमल के 
लिए सम्भव नहों था 


द्वितीय, यदि सूरजमल ने नाहरसिह को उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया होता तो जाति के प्रमुख व्यक्तियों को एकत्रित हो, उत्तराधिकारी किसे 
चनाया जाय हस प्रश्न पर विचार विमर्श करने की श्रावश्यकता ही नहीं थी । 


तृतीय, विद्रोह-प्रिय श्रौर युद्ध-रत जवाहर भी इसे कभी सहन 
नहीं करता । लिकिन्‌ १७५६ ई० के बाद पिता पुत्र में सन सुदाव का उल्लेख 
किसी भी साधन-सृत्र में प्राप्त नहीं होता । श्रतः स्पष्ठ है कि सुूरजमल की 
इच्छा तो थी कि नाहरसिह उसका उत्तराधिकारी बने । लेकिन्‌ जवाहर की 
महत्त्वाकांक्षाश्रों को व स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए उसने भ्रपने जीवन-काल 
में यह बात स्पष्ट रूप से घोषित नहों की थी | उसकी मृत्यु के बाद प्रधान 
सस्त्री व सेनापति बलराम ने सुरजमल की इस इच्छा को पूर्ण करने का 
प्रयत्न किया, क्योंकि बलरास स्वय जवाहर का विरोधी था । 


घूरजमल की मृत्यु और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष [३७ 


(३) नाहरसिंह व जवाहरसिह के मध्य संघर्ष : 


इस समय जवाहरसिंह फरुंखनगर में था। अधिकांश उच्च पदाधिकारी व 
दरबारी जवाहरसिह से अ्रसन्तुष्ट थे, क्योंकि उसका स्वभाव क्रोधी भ्रौर अ्धी रतापूर्णा 
था, साथ ही उसमें श्रात्म सयम का भी अ्रभाव था ।* जाति के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस 
महत्वपूर्ण मामले का निर्ंय करने ही वाले थे कि भाग्यवश उसी समय जवाहर का 
संदेशवाहक वहा श्रा पहुंचा (३ उसने सरदारों से कहा कि प्रपने स्वामी का साथ 
छोड़ कर चले ध्राने वालों ने बहुत ही श्रनुचित कार्य किया था। झ्व उसका बदला 
लेने के वजाय वे यह सोच रहे हैं कि उसका उत्तराधिकारी कौन हो । साथ ही जवा- 
हर ने यह भी कहला भेजा कि इस समय वह स्वयं प्रपने जन्मसिद्ध भ्रधिकार का 
दावा नहीं करेगा, किन्तु सबसे पहले वह ग्रकेला ही प्रपनी भ्रल्प सैनिक शक्ति के 
साथ अपने पिता के घातक पर श्राक्रमण करके मृत्यु का बदला लेगा | तदनन्तर ही 
विचार बरेगा कि पिता की गद्दी पर बंठने का यथार्थ में कौन उत्तराधिकारी है ।3 


ज्वाहर्रातह बंगी इस एक ही धमकी से सभी दरवारी व नाहरसिह जो स्व- 
भावत: भीर भ्रौर साहसहीन युवक था, भयभीत हो गये | बलराम ने उसे समझाया 
शोर उत्साहित भी करना चाहा, विन्तु डीग में ठहर कर युद्धानुभवी जवाहर से 
संघर्ष करने बा साहस उसमें नही था | उसने जान लिया कि पिता की गद्दी प्राप्त 
बरने वा भ्रवसर निवाल चुका है, परत: कभी उचित प्रदसर प्राने पर ही प्रपने उत्तरा- 
घिकार वा प्राप्त बारने के लिये पुनः प्रयत्व किये जावें | इसलिये वह उसी रात कुम्हेर 
भाग गया, वहां से अपने वुद्ु॒स्वियों व श्रपने पक्ष के कुछ सरदारों के साथ धौलपुर 





१. एाल०, २, पृ रेश५।१ 


६. सूरजमल को भृत्यु दे दाद हिंडन नदी के छिनारे से जद बलराम व साहर्समह 
सेना दे साथ शोग के लिए रदाना हए थे, उसी समय जाट सेना में से 

जबाहरपतिटू के पक्ष दा। एक व्यक्ति फर खनगर गधा--डिसने दहां पहुंच कर 
णदाएरतिह को बलराम झोर नाहर॑सिह छे इरादे से प्रदगत कराया । 
जध्यएरतिह ने तत्काल घपने संदेशदाहद को एक दत्र दे छार डोग के लिये 
रशानदा किया, जिसमें नाहराधिह धौर सरदारों की इस 


से बात डे लिए नत्सना 
देव ' दुष्ट समय दाद दह स्वयं भी शोग देः लिए रदाना हो गया। 


हा 


श्क्ष्प्त जा क्ताल कन्् नह 
घप्श्लण्,ए० ६६; फाल>, 5, ए० ६४६४; जाटइस०, पए८ ६६६ | 
5 5 25 


शेष ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


भाग गया । वहां पर वह ऐसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा जब पुना राज्य 
प्राप्ति का दावा कर सके | 


(४) जवाहरसिह का राज्यारोहण : 

एक ही समयानुकूल साहसपुरा प्रहार से जवाहरतिंह ने बलराम की संम्पूर्णं 
योजना समाप्त कर दी थी । बलराम के पास अब ऐसा कोई बहाना नहीं रह गया 
था कि वह जंवाहरपिह के उत्तराधिकार को चुनौती दे सकता । एक मात्र साधन था 
नाहरसिह, किन्तु श्रव तक वह वहाँ से भाग चुका था | इसी समय जवाहरपिंह एक 
तेज चलने वाले ऊट पर सवार होकर स्वयं डीग आ पहुँचा ।* बुद्धिमान शौर नीति 
निपुणा बलराम ने समझ लिया कि श्रव जवाहर के समक्ष श्रात्म समर्पण करने के 
ग्रतिरिक्त श्रन्‍्य रास्ता नहीं है। उसने जवाहरसिंह के उत्तराधिकार की घोषणा 
करवा दी । इस प्रकार साहस भौर चातुर्य से जवाहरसिह मे अपना खोया हुआं 
उत्तराधिकार प्राप्त किया और दिसम्बर १७६३ ई० में डीग में राजगद्दी पर बैठा ।२ 


१. वेण्डल०, पूण ६५ ॥ 
२ फाल०, २, रेरे४भ। 
३. जादस०, पृ० १७२; यदु०, पृ० २७७।॥ 


जवाहरसिंह का नजीबुद्दोला 
५ के साथ संघर्ष 





१) संघर्ष के लिए तैयारियाँ : 

भरतपुर का प्रतापी जाट राजा सूरजमल नजीवबुद्दोला के साथ युद्ध करता 
दिसम्बर २५, १७६३६ ई० को श्रवानक मारा गया । तब उसका बड़ा पुत्र 
बाहरसिह ही उत्तराधिकारी बना । स्वभाव से क्रोधी जवाहर श्रपने पिता के घातक 
| बदला लेने की ऋोोधारित में जल रहा था ।' लेकिन्‌ वह प्रविलम्ध नजीवुद्वीला पर 
'मला बारने के लिए प्रयत्न नहीं कर सबाता था, प्योंकि यद्यपि वह राजा तो घोषित 
काया जा छुबा था तथापि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल ही थीं। नजीवुद्दोला से बदला 
ने वे; लिये उसने भ्रपने राज्य के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष युद्ध का प्रस्ताव 

एखा, परग्तु किसी ने भी उसका प्नुमोदन नहीं किया ।' 


उधर नाहरसह जवाहर को गही से उतारने के लिए घौलपुर में मराठों से 
प्रटि-गांठ बार रहा धा। बलराम जो कि भरतपुर किले का शासन श्रधिकारी था 
भरतपुर दूगे के हार बन्द बार दिये । जवाहर बा किले में प्रदेश करना कठिन हो गया । 
साथ है सू्‌रजणमल वा गुप्त खजाना ज वाहरसिंह को बताने से नी उसने इन्द्रार कर 
दया | साहइरसिरह के समर्थक वार सरदार डीग शोर भरतपुर छोड़ कर सुदूर छेत्ों में गपनी- 
शपनी जागीरों बे चले गये । दर के राजा बहादुरसिह ने जवाहर को राजा मानने से 
रस्ार बार दिया धौर दह रदप स्दतन्च्र शासक दनने वा प्रयास करने लगा । राज्य 


दे धाेव उच्याधिदारियों ने नदटृदका राजा जवाहरुसिह को राजकीय गाव-ब्यय के 


कीनलननन+ >न्‍नजम 


रत है ९ च्श्छ्ः ढ़ नरटान क 
१, शापीर«, ७० १८४६ घ्प्श्लल 5) शृस्शान० रधदण, ए० ७७ ० 


का०, पए० (६६: पाल«८, २, प० इच४। 


४० | भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


हिताव देने श्रीर शेष द्रव्य लोटाने से मना कर दिया ।१ जवाहरसिह ने हाल ही में 
सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए वह उन्हें बाध्य भी नहीं कर सकता था। लेकिव जवाहर 
को नजीबुद्दोला से युद्ध करने के लिए धन भर सैनिक शक्ति दोनों की श्रावश्यकता 
थी । अतः उसने अपनी माता किशोरी से श्राथिक सहायता के लिये निवेदन किया, 
तब उसे राजमाता किशोरी से पर्याप्त घन प्राप्त हो गया। अभ्रव उसने अपने 
सलाहकारों पर व्यंग किया कि यदि वे नजीबुद्दीला के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता 
नहीं करेंगे तो धन के वन्न पर वह विदेशी सैनिकों की सहायता प्राप्त करके नजीब 
पर हमला करेगा । श्रतः श्रनिच्छुक होते हुए भी उन व्यक्तियों को जवाहर का 
साथ देने के लिए सहमत होना पड़ा ।* 


माता किशोरी से पर्याप्त धन सम्पत्ति प्राप्त करके जवाहर ने नजीब के 
विरुद्ध लम्बे समय श्रौर बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। 
सर्व प्रथम उसने भ्रपनी सेना को उसका पिछले दो वर्षों का चढ़ा हुआ सारा वेतन 
दे कर उसे सन्तुष्ट किया । फरुं खनगर में जो सेना उसके आ्राधीन थी भ्ौर जिसने 
विलोचियों को परास्त करने में विशेष वीरता का परिचय दिया था, उसे इनाम 
इकरार दे कर श्रौर उत्साहित किया ।3 तत्पश्चात्‌ जवाहर ने श्रपने श्रनुभवी राज- 
दूत रूपराम कोठारी को मल्हारराव होल्कर के पास भेज कर नजीब के विरुद्ध 
संघर्ष में सहायता उसे श्रामन्त्रित किया ।४ पेशवा को भी सहायता के लिये लिखा । 
तब पेशवा ने भी मल्हारराव को संदेश भेजा कि इस युद्ध में वह जवाहर की सहा- 
यत्ता करे । जवाहर की ओर से २५ लाख रुपये दिये जाने का वादा करने पर अपनी 
२० हजार मराठा सेना को लेकर मल्हारराव होल्कर स्वयं नजीब के विरुद्ध सहा- 
यता करने के लिए तत्पर हो गया ।* परन्तु मल्हारराव होल्कर का प्रप्रुख उद्द श्य 
दोनों श्रोर से धन प्राप्त करना ही था ।* ग्रावश्यक धन देकर जवाहर ने १५ हजार 
सिक्‍्ख सेना को भी सहायतार्थ श्रामन्त्रित किया ।४ 


१, वेण्डल०, पु० ६७; जादूस०, पृ० १७२-१७३॥ 


२. वेण्डल०, पु० ६७; फाल०, २, १० ३२३५ ॥ 

३ वेण्डल०, पृ० ६७ । 

४. नुरुद्दीन० रशीद०, पु० ७८; बिहारी० इस्लासिक०, १०, पु० ६५६ ॥ 

५. वेण्डल०, पृ० ६७; नुरुद्दीब० रशीद०, पृ० ८०; पशियन०, २, पृ० ४-८; 
फाल०, २, पु० ३३५॥ 

६६ 


नृरुद्दीन० रशीद०, पृ० ८०; पे० द०, २६, प० सं० ७२; फाल०, २ पृ० 
३३६; रघु०, पृ० ३११४-१५ । हि | 
७. चुरुद्दीन० रशीव०, पु० ७६; कनिघम०, पृ० ६३। 


जवाहरसिडु का नजीवुद्दोला के साथ संघर्ष 


यों ये तैयारियाँ एक लम्बे समय तक चलती रहीं, जिससे नजीब कोौमी . 
उनका पूरा पता लग गया झ्ौर वह बहुत भयभीत हो गया । वह इस बात को जाने 
गया कि क्रोधाविष्ट जाट जाति उनसे बदला लेने के लिए खून की नदियाँ बहा देगी । 

यता प्राप्ति हेतु उसने अपने एक दूत मेघराज को अरब्दाली के पास कंधार 
भेजा और प्रार्थना की कि वह इस जाट तूफान से उसकी रक्षा करें।? मल्हारराव 
को जाटों से न मिलने देने के लिए भी नजीब ने प्रयत्न किया। उसने मल्हारराव 
होल्कर को लिखा कि, “हम दोनों में पुरानी मंत्री है। मैंने आपको पानीपत के युद्ध में 
सहायता दी थी ।7* साथ ही उसने जवाहरसिंह की क्रोधाग्नि को भी अनेक प्रकार से 
शान्त करने का प्रयत्न किया । उसने लिखा कि “जो कुछ होना था सो हो गया। अ्रव 
यदि य्रुद्ध करने से ही श्रापके पिता (सूरजमल) पुनः जीवित हो सकते हों तो आप 
श्रवण्य ही मुझ से युद्ध करें। मैंने श्रापके राज्य के किसी भी भाग पर अभ्रधिकार 
नहीं किया, फिर प्राप व्यर्थ में ही क्‍यों मुक से लड़ाई मोल लेते हैं। विजय पराजग्र 
तो भगवान के हाथ में है ।”३3 लेकिन्‌ श्रपने प्रतापी पिता के घातक को दण्ड देना, 
जवाहर व समस्त जाट जाति के लिए श्रात्म-सम्मान एवं प्रतिप्ठा का प्रश्न बन चुका 
था। प्रत: नजीव के ये सारे प्रयत्त निप्फल ही रहे ।7 


हिंधन लदी थे किनारे सूरजमल के साथ हुए युद्ध में नजीव को विजय मिली 

प्री, जिसके उल्लास में उसने मध्य दोप्नाब के चार पानों पर प्रधिकार कर लिपा 
था। जाटा के तहसीलदार बिना सामना किये ही पीछे हट गये थे । जवाहर ने 
भ्रप्रेल, (६४ १६० में पुनः उन थानों पर झ्रधिकार स्थापित बर लिया था। बल्लभ- 
गह ये किले भें बहुत सी तोपे श्लौर गोला बारूद एकत्रित कर लिया । वह इस किले 
गे अपना शुरूय सेनिक अभ्रह्मा बना कर दिल्ली पर हमला करना चाहता था। 


शपसे तोवशाने दे; मुग्य प्रधिवारी विश्वसुस को उसने यहां तैनात किया ॥४ 


(६) जमुना नदी के किनारों पर युद्ध और नजीवबुद्दौला के 
साथ समझभाता : 


धवतृबर, (७६४ ६७ के इनन्‍्त में ६० हजार सेना द १०० बंदवों झपने साध लेकर 





5. छाल ए० ६३९६१ 


55 
६. विए्रा6 दृरलामिद>, १०, पुल ६५६। 
ब ८ हल म्६,पल० छल एच 
है, शाइप्ेर० ए० ६०६; फाल<, २, एृ० ३६६ ॥ 


5. न 
इ्हश है. ४" ह्ः ८5६. एा बन 
शारातनण रहश्ार ०२, एइु० ८०-६६; एहाल«, 


डर | भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


जवाहरसिह ने नजीबुद्दीला के विरुद्ध युद्धाभियान प्रारम्भ किया। मल्हारराव और 
उसके साथ २० हज/र मराठा सैनिक तथा १५ हजार सिक्स सेना भी युद्ध के समय 
उप्तके साथ भ्रा मिलने वाले थे ।* जवाहरसिह पलवल पहुँच गया और दूसरे दिन 
फरीदाबाद पहुँचने वाला है । यह समाचार सुन कर नजीवुद्दौला सचेत श्रौर भयभीत 
हो गया । उसने श्रपने जमींदार श्रव्दुल्ला खां बंगश को जवाहरसिंह की गतिविधि 
का पता लगाने भेजा । जवाहरसिंह के पड़ाव के श्रास पास तक पहुँच कर उसे 
नजीब को सूचित किया कि जवाहरसिंह शीघ्र ही एक विशाल सेना के साथ दिल्ली 
को घेरने वाला है । * 


नजीबुदौला को अब यह बात स्पष्ट हो गई कि जाट शक्ति रूपी तूफान से 
बचना कठिन है । उसने अपने स्त्नी-बच्चों व धन-सम्पत्ति किले से बाहर निकाल कर 
जिला सहारनपुर के अन्तर्गत सककरताल? भेज दिया | उसने गंगा के पार के कुछ 
प्रमुख श्रफगान भाइयों से भी सहायता मांगी । दिल्‍ली के चारों श्रोर खाईयाँ खुदवा 
कर मोर्चे भी लगा लिये ।४ 

दिल्‍ली के सामने पहुँच कर भी भ्रपनी सेना को अपनी सहायक मराठा सेना की 
प्रतीक्षा में जवाहरसिह ने रोके रखा । जब उसका मराठा साथी मल्हारराव होल्कर ग्रा 
पहुँचा, तब पुराने किले के पूर्व की श्र जमुना के तट पर उसने अपना डेरा लगाया ।* 
नजीबुद्दौला बुलन्द बाग में शाही किले के नीचे ठहरा रहा और जमुना पर उसने पुल 
बनवाया ताकि दोशग्ाब के इलाके से खाद्य-सामग्री आ सके । उसने स्वयं भूतपूर्व 
वजीर कमरुद्दीव खां की हेवेली में डेरा डाला । उसके सैनिक नदी के पास रहने 
लगे। उन्होंने एक खाई खोद कर उसके पीछे मिट्टी की दीवार बनाई और उस पर 
तोपें जमा दीं। इस प्रकार नगर के दक्षिस-पूर्वी बु्ज श्रौर नदी को मिला दिया 
गया ।* 


१, चेण्डल०, पृ० ६७; बिहारी० इस्लासिक०, १०, पृ० ६५६; हरसुख० 
ईलियट०, ८, पु० ३६३-३६४; जादूस०, पु० १७४॥। 

नुरुद्दीन० इस्लासिक०, ७, पृ० २४६-२४७ | 

सवकरताल सोलोनी व गंगा नदी फे संगस पर स्थित है । 

चुरुद्दीन० रशीद०, पुृ० ८५१; जादुस०, पृ० १७४-१७५॥ 

नुरुद्दीन० रशीद०, पु० 5८०; फाल०, २, प्ृ० ३३७। 

नुरुद्दीय० रशीद०, पृ० ८५१ । 


दी एृह छ कण दूण 


जवाहरसिह का नजीवुद्दौला के साथ संघर्ष [४३ 


उत्साही जवाहर ने नजीवुद्दौला को चुनौती दी कि इस प्रकार किले में छिपे 
रहने से भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे । वहादुरों की त्तरह बाहर ग्राकर शक्ति 
परीक्षा के लिये श्राग्रह किया तथा अपनी सेना सहित दिल्ली से १० या १२ मील 
फरीदाबाद! की तरफ पीछे हट कर उसने अफगान सेना को मैदान में आने का 
प्रवसर दिया । नजीवुद्दीला इस व्यंगात्मक उक्ति से अत्यधिक क्रोधित हो ससैन्य 
देल्‍ली के किले से बाहर निकला । नवम्बर १५, १७६४ ई० को जवाहर व नजीब 
में युद्ध प्रारम्भ हुमा ।* दोनों पक्षों में जम कर घमासान लड़ाई हुई । श्रन्त में जाट 
शक्ति के सामने नजीबुद्दोला की सेना के पैर उखड़ गये श्लौर पराजित रुहेला सरदार 
प्रपनी सेना के साथ वापस किले में जा पहुँचा । इस युद्ध में दोनों पक्षों के एक-एक 
हजार सँनिक मारे गये ।3 

रहेलों की इस पराजय से उत्साहित हो जवाहरसह ने शाहदरा को लूटा, 
फिरोजशाह के किले तक श्रागे बढ़ा श्रौर रुहेलों की खाईयों के सामने झा डटा । 
तब श्रपने मराठा साथी मल्हाररब दहोल्कार से श्राग्रह किया कि वह उन पर ग्राक्रमण 
वारने में सहायता दे । मल्हारराव अ्रपनी सेना के म्ाथ निकला, परन्तु जवाहर्रासिह 


वी सेना से बहुत पीछे शेरशाह वो किले के पास ही ठहरा रहा, वर्योकि वह नजीब 
री भी धन प्राप्त बर, उसकी रक्षा वा वचन दे चुका था ।४ वह नहीं चाहता था कि 
नजीब पराजित हो जावे तथा दिल्‍ली पर जवाहर का अधिकार हो जावे । उसकी 
नीति यही थी कि जाटों से श्रधिकाधिक धन प्राप्त करने के साथ ही उनकी शक्ति 
भी काम मारे । जवाहरतिह ने उसे बार बार झागे बढ कर हमला करने की प्रार्थना 
वो, परन्तु उसने सुनो ध्रनसुनी कर दी और वह यह बाहुता रहा कि जब तक पुराने 


री 
3८ 
»९ 
४ 
7/७] 
मैट 
्ञ्न्रे 
जि 
हाई 
सो । है 
-] 


हुलों को न निकाल दिया जाय तब तक झागे ददना उचित नहीं 
पेवल गोलिया चलती रही और यदा-कदा दुछ भाद्टपें 


0 ६, परच्तु जम कर युद्ध नहा हुमा । हर 
६ हु < ९ 





६. एरोदाषशाद दिल्‍ली दे दक्षिण में ६६ मोल दर 
६. दिल प्राल्, पृ० १६०; फाल० २, पृ०३३ 
पथ दु 


हिल ध्रा८ ए० ६६०; जाटस, ए० ६६५१। 


पँ 
ग्रहोर० रक्तीद ्े ददह गेल हस्लाड दवा श् 
४. गृरझीनन रशीह८, पृ० ८० ; दिहारोर दृस्लामिझ ०, १०; प० ६५४६; फाल०, 
ह्ड् ए७ 5 ६:४५ 
घ कहर: ० इन्क्तष+क> अरज:6 कै ड्ड न ० 
एतादर रशाद०, पुर ८०; ६० द०,६६, ए६ छं० 5६; श्गगए ०, ६ 


हेड भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


जवाहरसिंह को जब यहु पता चला कि दिल्‍ली के दक्षिण में नजीब ने खाईयाँ 
खुदवा रखी हैं, जिनके कारण नगर के निकट नहीं पहुँचा जा सकता, उसने अपनी 
युद्ध योजना बदल दी । श्रव उसे अपने मराठा मित्रीं पर विश्वास नहीं रह गया था। 
सनवम्बर १६, १७६४ ई० को प्रात:काल उसने बलराम व अपने गुरु रामकृष्ण महन्तं 
तथा जोधपुर के ब्राह्मण सवाईराम को उसके साथ के एक सौ पचास राठौड़ 
सैनिक सहित और अपने श्राठ हजार जाट घुड़सवारों को श्रमली घाट के पास 
जमुना पार करने के लिये भेजा । उन्हें यह झ्ादेश दिया गया कि पश्चिमी तट पर 
रहेलों के जो भी सवार गश्त लगा रहे हैं, उन्हें खदेड़ कर भगा दिया जवि। प्रुवः 
नजीवुद्दौला के नावों के पुल के पूर्वी तट पर जो एक सौ रुहेलें बन्दृकछी पहरा दे 
. रहे हैं, उन्हें पराजित कर पुल पर घावा किया जावे । जिससे नजीब की खाईयों में 
पीछे की शोर से प्रवेश किया जा सके | साथ ही सामने से भी इन खाईयों पर हमला 
किया जावे, जिससे नजीव की प्रधान सेना उसमें व्यस्त रहे ।? यदि इस योजना के 
अनुसार एक दम धावा कर दिया जाता तो वह सफल हो सकता था, परन्तु जाट 
सवार रास्ते में ठहर कर पटपरगंज की अनाज की सम्पन्न मनन्‍्डी को लूटने में लग 
गये । इस प्रकार उन्होंने बहुसुल्य समय नष्ट कर दिया ।' 
उनकी कूच से धूल के जो बादल उड़ रहे थे, उनसे उनकी सारी गतिविधि 
का भी पता लग गया । तब शाहदरा से नजीब के पांच सौ तुर्की सवारों तथा नासिर 
खाँ दुर्रानी के नेतृत्त्व में छः सी अफगान सवारों ने मिल कर उन पर आक्रमण किया 
और उन्होने जी-जान से भयंकर युद्ध किया ।3 वे जाटों को आगे नहीं बढ़ने देना 
चाहते थे, लेकिन जाटों की संख्या श्रधिक थी, श्रत: जाटों के आगे वे टिक नहीं 
सके । ४ नजीब किले की बुर्ज पर बैठा दूरबीन द्वारा इस सारी स्थिति को देख रहा 
था । उसने खाईयों के अधिकारियों को सचेत किया और चुने हुए एक हजार रुहेलें 
सैनिकों को नावों द्वारा पूर्वी तट पर भेजा कि वे जाठों को श्रागे न बढ़ने दें ।* 
ये रुहेलें सैनिक पूर्वी किनारे पर पहुँच गये और नदी के उस किनारे पर के 
खड्डों में छिप गये । जाट सेना इधर-उधर ध्यान दिये बिना, निंडर होकर आगे बढ़ 


बेण्डल०, पु० ६७-६८ | 
नृरहीन० रशीद०, पु० ८३-८४ ॥ 
नुरुद्दीन० रशीद०, पु० ८४ । 
फाल०, २, पृ० ३३८॥। 

नृयंहीन० रशीद०, पृ० पढें ॥ 


रद हे [० (० ८० 


जवाहरसिंह का नजीवुह्दौला के साथ संघर्ष [ ४५ 


रहो धी. इसो समय उन रुहेलें सैनिकों ने उस पर ग्राक्रमरा कर दिया और उनके 
सेनानायकों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों पन्नों के सैनिक घोड़ों पर से उतर 

हे श्रौर भूखे भेडिये की तनह एक दू“रे पर टूट पढ़े | सवाईराम और उसके १५० 
राठौड़ संनिक इस युद्ध में मारे गये। शेष जाट सेना मैदान से भाग खड़ी हुईं, तब 


रहेला सेना ने उसका पीछा किया 7 


जवाहरसिह भी अपनी सेना की गतिविधि पर पूर्ण रूप से नजर रख रहा 
था । उसने अपनी सेना पर इस श्राई विपत्ति को देख कर शी प्र ही उमरावगिर 
गृुसाई' के नेतृत्व में ७०७० नागा सवार उसकी सहायता भेजे । उनकी सहायता से 
जाट सेना सर्वनाण से बच गई | सूर्यास्त तक घमासान युद्ध होता रहा । नजीवबुद्दौला 
के सैनिक हार कर शअ्रपने ढेरों में वापस लौट गये । जवाहरसिह के सैनिक भी एक 
घाटे पर नदी पार कर पश्चिमी किनारे पर पहुँच गये । इस युद्ध में बलराम के सैनिकों 
ने चह़ी बायरता दिखाई थी और यदि नागा सवार श्रा कर प्रार्य-पण से नहों लड़ते तो 
वे सब मारे जाते ।* 

नवम्प्रर १८, १७६४ ई० को जवाहररिएहु श्रपने मराठा साथी व समस्त 
ध्राक्मगाकारों सेना के साथ जमुना को पार करके पूर्वी किनारे पर जा पहुँचा । वहाँ 
उसने नदी के किनारे पर तोपे जमा दी तथा नदी पार से ही दिल्‍ली पर गोले बरसाने 
शुरू किये, बयोकि नगर के पूर्व की श्लोर नदी के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी । 
जदाहरसिह में पहले शाहदरा को लूटा, जहां दिल्‍ली में देचने के लिये बहुत अ्रधिक 
धन राग्रटित घा । वहा पफर्ण तवा खोद डाले गये, मझान जला दिये गये और सारे 
नगर बो बिल्कुल नप्ट कर दिया गया ।४ पूर्वी किनारे से राजबानी के पूर्वी भाग के 
सबगनो पर जाट गोले बरसा रहे थे 


|, (ड॥ 


छ गीले शाही महलों के झनन्‍्दर नी गिरे, जहाँ 
पु. व्यक्ति भी गरे । दीदान-ए-उाम वी एक दांच को दियाई दट गई । ने 


याई हुट गई । नवम्दर १६, 
४ ४ घो नजीद थे स्ति | पे मना उनके ++ किन >> दी >नी दी सा क। सेह्रट 

सटे जाद पैएाह या ने जमना नद्ा द॑ द्ार वा रता का जाट य। से हट 
पेरनंगर वे भन्दर मदानोी में शर"गा ली । नजीद ने दुलन्द बाग में फर्ण खोद कर नीच 
एवं हामरा ब्नदाया, जिस पर तरतो वो छह बनवाई झोर उस पर मिट्री झल दी । 
एप गए उचा यमट। को दादार बदा बार उसके पीछे सहेले छिद् गये एवं दर्य प्रादीर 


६. शश्बनर रशोद०, एल ८४; फाल०, एृ० नेइे८य ॥ 
5. हनरए्ान, रशीहल ए० ८६-८०: एाल०, २, प्‌ृ० ४३६८ ६३६५। 
६. शहर रशोहन, एल ६७-८८: हिप्भा०, प० *३८। 
् 
३. पाह०, ६५.९० ६३६६, जाहइरू० प० ६3४१ 
डे 


छंद ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


पर लगी तोपों से भी अपनी रक्षा करते रहे । जाट तोपों के गोलों से नगर के अन्दर 
अनेक व्यक्ति मारे गये । | 

यह गोला-बारी १५ दिन तक चलती रही | प्रतिदिन प्रातः काल जवाहर 
अपनी तोपों को घसीद कर नदी के तट तक ले जाता था । दिन भर उनसे शप्रु सेना पर 
झाग बरसाई जाती थी। सूर्यास्त के समय पुनः उन्हें वापस अपने डेरे में ले जाता था ।* 
जाट तोपों की इस योला-बारी से सारे दिल्‍ली शहर में हा-हा कार मच गया । शहर 
के जनसाधारण का घरों से बाहर निकलना बन्द हो गया वे भूखों मरने लगे । रुहेला 
प्रमुख की सेना भी भूख से व्याकुल हो गई तथापि उसने ग्रात्म-समर्पण नहीं किया । 
प्रत्युत नजीबुद्दोला ने मल्हारराव होल्कर से सम्पक साध कर संधि वार्ता प्रारम्भ की ।३ 
तब तो जवाहरसिह का अपने इन मराठा मित्रों पर से विश्वास उठ गया । इसी बीच 
पसिक्‍्खों के साथ बहुत समय से जवाहरपिंह की जो बात-चीत चल रही थी वह पूरी हो 
गई, भ्रौर तब हुए समझौते के अनुसार १२-१५ हजार सिख सेना जनवरी, 
१७६५ ई० के प्रारम्भ में दिल्‍ली शहर से कोई १४ मील दूर स्थित बरारी घाट पर 
जा पहुँची । जवाहरसिह नदी के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे पर झ्राया और 
सिक्‍खों से मिला ।* उन्होंने उसका अनेक प्रकार से अपमान किया ।१ किस्तु अपने 
सरदारों व मराठा साथी की अ्रसहयोगपुर्ण नीति को हृष्टिगत कर, उसने सिक्खों को 


१. नुरुद्दीन० रशीद०, पृ० ८८-८६; दि० क्रा०, पृ० १३० । 

२. नुरुद्दीन० रशीद०, पृ० ८८-८९ । 

३. फाल०, २, पृ० ३३९॥। 

४, वेण्डल०, पृ० ६७। सिवख सेना की संझु्या के बारे में विभिन्न आधार ग्रथों 
में मतभेद पाया जाता है। जहाँ प्रायः १२-१५ हजार संख्या दी गई है । 
मिस्किन के श्रनुसार चहु २० हजार थी। (गुप्त०, पृ० २०७ फु० नो० ) 

५. नुरुद्दीन० रशीद०, पु० प& । 


उसे हाथी पर सवार होकर सभा स्थल पर नहीं जाने दिया गया । सिक्‍्ख 
सरदारों की सभा में उनके ग्रन्थी ने जवाहर के सम्बन्ध सें सिक्खों के सेनापति 
से निवेदन किया कि “सुरजमल के पुत्र जवाहर ने खालसा जी की शरण 
ली है श्रौर वह नानक पंथी सिख बन गया है | वह श्राप लोगों की सहायता 
लेकर श्पने पिता के खुन का बदला लेना चाहता है ।” उन्होंने उसके हुब॒का 
बरदार को गालियाँ दीं श्रौर उसे श्रपमानपुर्वक ससा-स्थल से निकाल बाहर 
किया । (गुप्त०, (० २०७-२०८ फु० नो०) । 


जवाहरसिंह का नजीवुद्दोला के साथ संघर्ष 2» [0 900 


प्पने साथ रखने की अत्यधिक झ्रावश्यकता को अनुभव किया | अ्रतः उसे सिद्खों ८ 
रे हि ों ९ कवर 
द्वारा किये गये अपने अनेकानेक अपमानों की भी उपेक्षा करनी पड़ी ।* 


श्रव युद्ध की नई योजना के अनुसार जाट सेना दिल्‍ली के सामने पूर्त्नी तट 
पर श्रा खड़ी हुई । मराठा सेना भी उसी तट पर जाट सेना से उत्तर में रखी गई । 
सिरख संनिक पश्चिमी घाट पर राजधानी के उत्तर और पश्चिम की ओर जम 
गग्रे ।* सिवख संनिकों को यह आ्ादेश दिया गया कि वे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों से 
खाद्य-्सामग्री न प्राने दें । इस प्रकार नजीब की सेना घोड़े की नाल के समान तीनों 
प्रोर से जाट सेना से घिर गग्रमी । उसके लिए केवल दक्षिण की राह खुली रही, उस 
श्रोर भी जाटों का इनाका था और राह में जाटों के श्राधीन बलल्‍्लभगढ़ किला पड़ता 
था ।? 

इस प्रकार दिल्‍ली में खाद्य-सामग्री पहुँचने के सारे मार्ग अ्रवरुद्ध थे । प्रतिदिन 
सिवख सवार नगर के बाहर घूमते रहते श्रीर शहर की ओर सारी ब्राने वाली खाद्य 
सामग्री को लूट कर उसे छपने निजी प्रयोग में ले लेते थे । ये सिख सवार नगर के 
प्राचीर तक पहुँच बार, नजीब की सेना पर छुट-पुट ब्राक्रमण भी यदा-कदा किया 
बारते थे । इनके पास तोपखाना नहीं होने के कारण दुर्ग पर हमला करना, उनके 
लिए सम्भव नहीं था ।* जनवरी २५, १७६४ ६० शो सब्जी मन्‍्डो के निकट पहाड़ी 
पर एव. पमासान लड़ाई हुई । नजीवुद्दोला प्रोर सिक्खों की सेनाप्नों के वीच हुई, 
इस लड्टाई में जाटों ने सिवर्खों को पूरी सहायता दी थी । इस युद्ध में दोनों पश्तों के 
भ्रनेवः सेनिक भराहृत हुए या मारे गये । लेकिन इस युद्ध का भी परिस्याम पहले को 
भांति भझनिर्णीत ही रहा ।* 

इसके; कुछ समय बाद कोई दस सहल्न नागा सनन्‍्पासी प्रवध से वहां ग्रा 
पूं च, जिस्ों जवाएरसिटू ने उमरादगिर गुसाई व हिम्मतगिर गुसाई के द्वारा अपनी 
शेना में रख लिया । एव. दिन नदी पार कर जाट सेना के साथ, थे भी दिल्‍ली नगर 
उन्होंने रहेलों के साथ उम्र 


प. दक्ष भे रिघपत्त बाहरी शोहल्लो तक जा पहुंच और 
दर युर दिया, विस्तु एन भी पीछे हत्दा पद्ा ।६ 





| गुप्त०, पु० ब्ल्पव। 

६. घृरएावब० रशीद०्, एृ० ६०१ 

प एाल ०, ६, ए० २००१ 

है छाततु ०, एप $५६। 

$.. एिल्चा>, ९० ६६६; पाल ८6 5 ८८ ६४११ 
न्‍ 


धंव] मरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


इस प्रकार फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रतिदिन वरावर युद्ध होता रहा । 
लेकिन खाद्य-सामग्री का श्राना सिक्‍्ख सेना ने विल्कुल ही बन्द कर दिया था। 
मराठों ने भी उसके चारों ओर छेरा डाल रखा था । यों घिरे हुए इस नगर में श्रव 
अन्न का अभाव चरम सीमा पर पहुँच गया । शहर के सारे बाजार बन्द थे। सभी 
व्यक्ति भूखों मर रहे थे । कुछ प्रमुख व्यक्ति नजीबुद्दीला से शहर की जनना से ऋण 
लेने के लिये आग्रह कर रहे थे ।१ शहर के सहस्नों व्यक्ति अपनी छुधा शान्‍्त करने 
के लिये जाटों के कंम्प में जा कर भिक्षा माँगते थे जो जाटों के सम्मुख नगर निवा- 
सियों का प्रत्यक्ष श्रात्म-समपंण था । अत: रुहेने सैनिक्रों का भ्रूखों मरने की अपेक्षा 
युद्ध में काम आना श्रविक वांच्छुवीय था। इसलिए रुहेले सरदारों ने जाटों पर 
भ्राक्रमणा करने व अपने हाथ में तलवार लेकर मरने की इजाजत नजीब से मांगी । 
परन्तु वह हृढ़तापूर्वक डटा रहा, क्योंकि उसे विदित था कि दिल्ली के अन्दर जवाहर 
के उतने शत्रु नहीं हैं, जितने कि उसके अपने डेरे में | मल्हारराव और इमाद-उल- 
मुल्क दोनों ही मिल कर नजीचुद्दौला से गुप्त पत्र व्यहार कर रहे थे । * 


उधर सिक्‍्खों को समाचार मिले कि अहमदशाह अव्दाली सिन्धु नदी को पार 
कर चुका है श्र श्रपनी सेना सहित लाहौर की त्तरफ बढ़ने वाला है । तब तो श्रपने 
पंजाब प्रदेश की रक्षार्थ जवाहरसिह को बिना बताये ही सारे सिक्‍्ख सैनिकों ने 
एकाएक वहाँ से पंजाब के लिये कूच कर दिया | जवाहर के विरोधी सरदार, जो 
प्रनिच्छापूर्वक ही युद्ध में सम्मिलित हुए थे, नहीं चाहते थे कि जवाहर को सफलता 
मिले ।३ जवाहरसिह ने यह भी अनुभव किया कि मल्हारराव होल्कर और इमाद- 
उल-मुल्क की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था | जवाहर की अ्रपनी 
जाट सेना में भी शिविलता श्राने लगी थी, जिससे जवाहरसिह का भी साहस कम 
हो गया ।४ 

इसी समय फरवरी ४, १७६५ ई० को नजीबुद्दौला ने सुजान मिश्र, राजा चेतराम 
और तेजराम कोठा री को मल्हारराव होल्कर के पास भेजा | तब फरवरी ६, १७६५ 
ई० को उक्त तीनों मल्हारराव के पास पहुँचे और सुर्यारत के दो घन्टे पुृर्वं॑ वापस 


१. बिहारी० इस्लामिक०, १०, पु० ६५६ । 
नूरुद्दीन ० रशीव०, पु० ६०; दि० क्रा०, पृु० १३१; फाल० २, पृ० ३४१; 
जाट्स० पृ० १७६ ॥ 

३. शाकीर०, पु० १०५; फाल० २, पृ० ३४१; ग्रुप्त०, पु० २१०॥ 

४.  नुरुद्दीन० रशीद०, पु० ९३-६५ ॥ 


जवाहरसिह का नजीवुद्दौला के साथ संघर्ष [ ४६, 


ऐैट आये । जावित खां ने जमुना को पार किया श्र गंगाधर तांतियां व रूपराम 
कोठारी को अपने साथ लेकर वह नजीबुद्दोला के पास गया।” तब दोनों में संधि 
हो गई ।* फरवरी ६, १७६५ ई० को नजीवुद्दोला अपनी सेना व श्रब्दुल श्रहमद 
खां, याकूब प्रली खां व श्रन्य सरदारों के साथ मल्हारराव के डेरे पर गया श्रौर तद्नन्तर 
मल्हारराव होल्कर के साथ दिल्ली के निकट शाहदरा के बाहर वह जवाहरसिंह से, 
मिला । यो जवाहरसिंह के साथ मेल करके सूर्यास्त के पूर्व ही नजीबुद्दौला वापस 
दिल्‍ली लौट श्राया और साथ में भारी मात्रा में खाद्यान्न भी लेता आया ।3 


ध्रव जवाहरसिह दिल्ली का घेरा उठा कर फरवरी १२, १७६५ ई० को 
घपनी समस्त सेना के साथ दिल्ली के दक्षिण में स्थित झोखला के लिए रवाना 
हुआ । फरवरी १५, १७६५ ई० को मल्हारराव होल्कर नजीबुद्दोला से मिला तब 
वहां उसे एक हाथी, दो घोड़े, जवाहरात से भरी नौ तस्तरियां मेंट की गई और १२० 
खिलग्रतें उसके साथियों के लिए प्रदान की । फरवरी १६, १७६५ ई० को जावबित 


खां ने जवाहर्रासह से भेंट की और उसे मुगल शाहजादे की तरफ से एक हाथी 
घोड़ा श्लौर खिलश्रत मेंट की ।ऐ 


इस प्रकार दिल्ली की दीवारों के सामने फरवरी १६, १७६५ ई० को जवा- 
हरसेह कोई एक करोड़ साठ लाख रुपये वरबाद करने के बाद वहाँ से चल दिया 
प्रौर इसके बदले में उसे सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ नहीं लगा ।* यद्यपि 
नजीदुद्दोला के विरुद्ध इस युद्ध में वह सफलता की चरम सीमा पर पहुँच गया था, 
लेकिन मल्हारराव की श्रत्यधिक सुस्ती व प्रत्यक्ष रूप से नजीबुद्दोला का पक्ष लेने के 
घारण ने उसका सारा बना बनाया खेल विगाड़ दिया | यों विवश होकर नजीवुद्दौला 


१. दि० क्रा०, पृु० १३१। 


संधि की शर्तों के बारे में किसी भी समकालीन झौर बाद के प्रामाशिक 
ऐतिहासिक धाधार ग्रथों में वर्णन नहीं मिलता । 


नी 
+ 


विहारी० इस्लामिद०, १०, पृ० ६५७; दि० क्रा०, पृ० १३२; होल्कर०, १, 
प० सं० २२५; जाट्स०, पृ० १७८ । 
४. दिल प्ा०, पृ० १३२; जादूस०, पृ० १७८ । 


छः 
देप्टल०्, पृ €८। 


५० ] भरतपुर मंहाराजा जवाहरसिह जाट 


के साथ की गई, इस संधि से जवाहर को यत्किंचित भी संतोष नहीं था । विश्वास- 
घाती मल्हारराव होल्‍कर के दबाव से ही बाध्य होकर, उसे यह संधि करनी पढ़ी 
थी । श्रतः संधि होते ही वह दिल्‍ली छोड़ कर चला गया । शिष्टता के नाते उसे 
वापसी मेंट के लिये नजीबुद्दोला के यहाँ जाना चाहिये था, किन्तु उसने इसकी 
परवाह नहीं की श्रौर सीधा डीग के लिए रवाना हो गया ।* 





है, दैण्डल०, पु० ६८; पृरुद्दीन० रशीद०, पु० ६७-६८; हरसुख ० ईलिय<०, 5, 
पु० २६४; जादस०, पृ० १७६ । 


अान्तरिक विरोधियों का 
दमन 





(१) विद्रोही जाठ सरदारों का दमन : 


सजीवुद्दौला के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध में इस प्रकार भ्रत्यधिक घन की हानि 
उठा कर जब जवाहरसिह मार्च, १७६५ ई० के प्रारम्भ में डीग (भरतपुर) पहुँचा, 
तत्र वह मन ही मन में बहुत ही ऋद्ध श्रौर श्रशान्त था । उसे विश्वासघाती इमाद- 
उल-मुल्क एवं मल्हारराव से घूणा हो गई थी । अपने सरदारों के प्रति भी उसे बड़ा 
क्रोध था । युद्ध के दिनों में मल्हारराव होल्कर श्रौर मुख्य सरदारों की श्रसहयोग- 
पूर्ण नीति के कारण ही उसे प्ननिच्छापूर्वंक संधि करने को वाघ्य होना पढ़ा था ।" 

घन-सम्पत्ति के इस भयंकर प्रपव्यय के कारण जवाहरपिह का राजकोप भी 
रिवत हो गया था । उधर विरोधी सरदारों ने उसे सूरजमल के समय का झाय-व्यय 
का व्यौरा देने से मवा कर दिया था, जिससे पुरानी वचत की रकमें भी उसे प्राप्त 
नही हो सकी । साथ ही भरतपुर दुगगे में सुरक्षित सूरजमल का गुप्त कोप भी उसकी 
पहुँच से बाहर ही था ।* इस समय राज्य की सम्पूर्ण शक्ति और सम्पत्ति पर प्रधान 
सेनापति बलराम व तोपखानें का सेनापति मोहनराम का एकाधिकार था। सभी 
उच्च पदों पर उन्होंने अपने सम्बन्धियों को नियुक्त कर रखा था। ये सभी सरदार 
हृदय से युवक शौर नये राजा जवाहरसिह को श्रपता शासक स्वीकार नहीं करते 
थे | जदाहरसिह जो अपने राज्य का पूर्ण स्वामी बनना चाहता था, इन्हें बाधक 
समभता था, साथ ही उस्तको विश्वास था कि उनके पास लाखों की सम्पत्ति है। 
घत: वह एन सोने की चिड़िया को एक ही प्रहार से समाप्त कर देना चाहता था ।३ 


घण्डल, पुृ० ६८५, ६०२। 


देप्डल०, पृ० ६६-६५ 


>> 
न ( * 


दंप्श्लण्, पृ० १०३; जाट्स०, पृ० १७६-१८०। 


४२ ] भरतपुर महाराजा जवाहर्रसह जाट 


इन सरदारों के दमनार्थ सर्व प्रथम राजा जवाहरमसिंह ने उमरावगिर, अ्रनुप- 
मिर गुसाई व उनकी सेना को अपनी सेवा में रख लिया, जिन्हें दिल्‍ली आक्रमण के 
समय रुपया देकर बुलाया था-।* जवाहरसिंदद ने जमंन सेनानायक समरू और उसके 
भ्राधीन विदेशी सेनानायकों को भी लगभग श्रप्रेल, १७६४ ई० में अ्रपनी सेवा में रख 
लिया ।* तब समरू कुछ समय के लिये जयपुर राजा के पास चला गया था, किन्तु 
शीघ्र ही वह वापस जवाहरसिंह की सेवा में लौट आया ।३3 तत्पश्चात्‌ जवाहरसिह 
ने बलराम और मोहनराम की शक्ति को क्षीण करना चाहा, लेकिव्‌ अ्रकारण उन्हें 
पदवुच्त करना दुरूह अवश्य था। जवाहरसिह की गुप्त स्वीकृति से इन विदेशी 
संनिकों ने प्रधान सेनापति वलराम व तोपखाने का सेनापति मोहनराम का नेतृत्त्व 
भ्रस्वीकार कर दिया । इस पर प्रधान सेनापति का पद जवाहरपिह स्वयं ने सम्भाला 
श्रौर बलराम को घुड़सवार सेना का सेनापति बनाया । मोहनराम को तोपखाने 
के सेनापति पद से स्थानान्तर कर उसे पैदल सेना का सेनापति बनाया व समरू के 
तोपखाने का सेनोपति नियुक्त किया ' हि 





.१. हंरसुखराय (हरसुख० ईलियट०, ८, पृ० ३६४) के श्रनुसार ये पहले श्रवध 
के नवाब शुनाउद्दौीला की सेवा में थे, जब नवाब श्र'ग्रेजों द्वारा पराजित हुम्ना 
तब ये नवाब की सेवा छोड़ कर जवाहर की सेवा में उपस्थित हो गये । 

“ २. बेगम०, पृ० ६। 

: ३ एशियाटिक एन्युश्रल रजिस्टर, १८०० ई. में मिसलेनियस ट्रेक्टस (पृ० २९-३२) 
के भ्रन्तगंत प्रकाशित कर्नल श्रायनंसाइड के नाम मई २२, १७७६ ई० के दिन 
दिल्‍ली से मेजर पो लियट द्वारा लिखे गये पत्र से यह ज्ञात होता है कि जर्मन 

:'.. सेनापति समरू श्रवध ने नवाब शुजाउद्दौला की सेवा छोड़ करके, जाद राजा 

!.. की सेचा में उपस्थित हुआ्रा, परन्तु कुछ ही समय बाद वह वहाँ की सेवा छोड़ 

|. फर जयपुर राजा के पास चला गया था, किन्तु वह वहाँ श्रधिक समय तक 

$ नहीं ठहरा श्रौर जल्दी ही चह पुनः जवाहर के यहाँ सेवा में लौट श्राया । 

| यद्यपि इसका श्रन्य किसी समकालीन श्रौर बाद के ऐतिहासिक श्राधार ग्रथों 
में उल्लेख नहीं सिलता है, परन्तु यह विवरण जवाहरसिह की मृत्यु के लगभग 
श्राठ वर्ष बाद ही लिखा गया था, एवं वह सत्य प्रतीत-होता है श्लौर उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पर 


४. जादस०, पृ८ १८० । 


प्रान्तरिक विरोधियों का दमन [ ५३ 


इस प्रकार विदेशी सेना के वल पर जवाहरसिंह शक्तिशाली बन गया और 
इन्हीं के बल पर उसने विरोधी स्वजनों को बन्दी व दमन करने का सोत्साह ग्रभि- 
यान प्रारम्भ किया |" वह श्रागरा पहुँचा झ्ौर वहाँ पर उन सभी सरदारों को 
उपस्थित होने के लिए झआ्रामन्त्रित किया, क्योंकि वहां वह छल करके उन्हें गिरफ्तार 
फरना चाहता था । भरतपुर, डीग, मथुरा, धौलपुर आदि स्थानों से आगरा आने 
वाले सभी विभिन्‍न मार्गों पर उसने अपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अपनी 
सारी विदेशी सेना तैनात कर दी । श्नतः मार्ग में ही भाड़े के इत विदेशी सैनिकों की 
सहायता से जवाहरसिंह ने वलराम तथा उसके सम्बन्धियों एवं मोहनराम बरसानियाँ 
को तथा अपने पिता सूरजमल के समय के सारे प्रमुख जाटों को उसी दिन बन्दी 
बना लिया गया । वलराम प्लौर उसके साथ के कुछ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हो जाने 
से भ्रत्यधिक लज्जित हुए श्रौर आगे चल कर अ्रधिक अपमान से बचने के लिए 
कारागृह में ही उन सब ने श्रात्म हत्या कर ली । बाकी रहे सभी वन्दियों को सेना 
के संरक्षण में भरतपुर लाया गया ।* 


वहाँ उनमें से जिन व्यक्तियों ने सूरणमल के समय का शेष हिसाब नहीं दिया 
था श्रौर जिन्हें भ्रष्टाचार का दोषी भी ठहराया जा चुका था। उन्होंने श्रपेना सब 
कुछ जवाहर को श्र॒प॑ण करके प्रपने प्राण बचाये । लेकित्‌ बहुत से ऐसे भी सरदार 
थे, जिनके पास श्रतुल धन-सम्पत्ति थी और जिन्हें अनेक प्रकार की यातनाए' दी 
गई, विन्तु वे प्राण देने को तत्पर हो गये लेकिन्‌ वे एक पैसा भी देने को राजी 
नहीं हुए । तोपखानें का भूतपूर्व सेवापति मोहनराम ने ब्रननेकानेक बहुमूल्य वस्तुग्रों 
के अतिरिक्त ८5० लाख रुपये भी संग्रहित कर लिये थे । उसे झनेकानेक प्रकार से 
बाठोर व निर्मम यातनाएं दी गई जिससे वह श्रौर उसका पुत्र कारागृह में ही मर 
गये । लेकिन उसने झ्रपनी सम्पत्ति का एक अंण भी जवाहर को नहीं दिया। इसी 
प्रकार जिन श्रन्य सरदारों ने नी जवाहरसिह की मांग पर उसे कोई द्रव्य नहीं दिया, 
उनवी भी यही दशा की गई ।४ 


१. देण्डल०, पृ० १०२। 


की 


दण्डल०, पु० १०२; जादूस०, पृ० १६०-१८१। 


जा 
+ 


दंप्शल०्, पु० १०२। 


है दंपष्ट्लल्, पृ ६०६। 


भ४ |] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट - 


वत्पए्चात जवाहरसिंह ने वदनसिह के पौत्र श्रौर प्रतापसिह के पुत्र वहादुर्राधह 
का दमन करने के लिये उस पर चढ़ाई की । वैर* की जागीर व सुदृढ़ दुर्ग इस समय 
बहादुर्रापहू के अधिकार में था। श्राथिक हृष्टि से वह सम्पन्न था और उसके पास 
भ्रपनी विशाल सेना थी । सूरजमल की अच्छी सेवा कर श्रनेक वार उसने पुरस्कारं 
प्राप्त किये थे ।* सूरजमल की मृत्यु के बाद चह स्वयं को जवाहरसिंह की अपेक्षा 
झ्रधिक योग्य समझता था तथा वह जवाहरमिह के श्राधीन नहीं रहना चाहता था। 
उसने सुरक्षात्मक साधन बढ़ाना प्रारम्भ कर दिये। श्रपनी सेना में भी वृद्धि की ।3 
अपने कार्यों तथा वर्ताव से जवाहरसिंह को यह बात स्पष्ट कर दी कि वैर पर वह एक 
स्वतन्त्र शासक की भांति शासन करना चाहता है।४ 

जवाहरसिंह के लिए यह भ्रसहनीय था। उसने वहादुरतपिह की इस प्रकार 
की कार्यवाही को देख कर वर्पा ऋतु के होते हुए भी उसने अ्रविलम्ब अगस्त, १७६४ 
ई० में अपने स्वामीभक्त विदेशी सैनिकों व विशाल सेना के साथ वैर के दुर्ग पर 
झाक्रमण कर दिया ।* वर्षा ऋतु के कारण प्रारम्भ में तोपखाना प्रयोग में नहीं लिया 
जा सका था ! तीन महीने तक बहादुरसिह साहसपूुर्वक इस घेरे का सामना करता 
रहा भ्रौर जवाहरसिंह की योजनाए' विफल रहीं | तब तो जवाहर्रापिह ने फरूंखनगर 
पर श्रधिकार करने की अपने पिता की छलपुर्ण चालों को अपनाया । एक ओर उसने 
वहादुरसिंह के पास संधि का भूठा प्रस्ताव भेजा, तो दूसरी श्रोर उसके कुछ प्रमुख सरदारों 
को अ्रपने पक्ष में कर लिया ।* वहादुरसिह के उन विश्वासघाती सरदारों की सहायता 
से जवाहर ने दुर्ग पर श्रचानक झ्ाक्रमण कर उसे बन्दी बना लिया। वैर के दुर्ग पर 
प्रधिकार कर जवाहरसिह ने श्रपने एक विश्वास पात्र सरदार को वहां का किलेदार 
नियुक्त कर दिया । वर के जागीरदार वहादुर्रासह को बन्दी बना कर जवाहरपिंह उसे 
नवम्बर, १७६५ ई० में डीग ले श्राया और वहां के काराग्रह में उसे डाल दिया 
गया ।४ अप्रेल, १७६६ ई० में जब जवाहरपिंह के भाई रतनसिह के पुत्र का जन्म 





१. बेर बयाना से १२ मील उत्तर-पश्चिस में स्थित है श्ौर तब भी भरतपुर 
राज्य के श्राधीन था । 
देण्डल०, पु० १०३ ॥ 
जाटस०, पु० (प८३॥ 
बेण्डल०, पृ० १०४ । 
, बैण्डल०, पु० १०४; पे० द०, २६, प० सं० १६५ । 
बेण्डल०, १०४॥ 
फाल०, २, पृ० ३४३॥ 


ढ़ दूत कह हू एण 4० 


प्रास्तरिक विरोधियों का दमन [ ४५ 


हुआ, तब उसकी खुशी में फरंखनगर के नवाब मुसावी खां के साथ बहादुरसिह को 
भी मुक्त किया गया और तब वहादुरसिंह को बैर के कुछ परगने जागीर में दे द्यि 
गये ॥१ 


इस प्रभियान से भी जवाहर्रासह को अंततः हानि ही पहुँची थी । वैर दुर्ग से जो: 
घन प्राप्त हुआ, उसके अतिरिक्त और भी ३० लाख रुपये व्यय करने पढ़े ३ वर्षा के 
कारण कई सैनिक बीमारी व पृत्यु के ग्रास हुए। उसकी बहुत सी तोपें बाण गंगा 
की दलदल में फंसी रह गई । सैकड़ों मन बारूद खराब हो गया।* 


जवाहरसिंह के इन कार्यो से जाति के मुखिया व्यक्ति व सम्बन्धी भयभीत हो 
गये श्रौर उसके प्रति उनमें द्वेप फैल गया | उन्त सब ने उसका साथ छोड़ दिया । 
राज्य तथा सेना में स्वामिभक्त जाट सेवकों का एकदम भ्रभाव हो गया । नजीबुद्दोला 
के विरुद्ध युद्ध में उसकी बड़ी हानि हुई थी। अतः जिन-जिन व्यक्तियों से बह 
प्रसन्तुष्ट था उन सब का वह घन हरण करने लगा कि इस हाति की पूति की जा 
सके, किन्तु इस प्रकार भी उसे केवल १५-२० लाख रुपये ही मिल पाये। अतः: उसके 
प्रनुचित कार्य तथा ये राजनैतिक भूलें ही जवाहरसिंह के वाद जाट राज्य के विघटन 
के मूल कारण बने ।३ यह कहा जा सकता है कि उसने ऐसा कदम विशेष कठिनाई 
पूर्ण परिस्थितियों के कारण ही उठाया । इस समय राज्य की शक्ति पर वलराम व 
मोहनराम का एकाधिकार था । ये व उनके साथी नाहरसिह के समर्थेक ये । नाहरसिंह 
धघोलपुर में बंठा हुआ, पुनः गद्दी प्राप्ति की चेष्ठा में लगा हुआ्मा था और तदथ मराठों 
से भी वह बातचीत कर रहा था । मराठे भी जवाहरसिह से प्रसन्तुष्ट हो चुके थे । 
देर वा जागीरदार बहादुरसिह स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित करने वाला था । 
ऐसी परिस्थिति में जवाहर्रासह्‌ के विशद्ध उसके विरोधी सरदारों, बैर के बहादुर्रापह, 
नाहरसिह शौर मराठों दा एक गुट बनने की बहुत घातक सम्भावना थी। इनकी 
सम्मिलित सेना का सामना करना जवाहरमिंह के लिए दुलह भवश्य हो जाता और 
तव सम्भवत: उसे राजगद्दी से हटना पड़ता ॥ झ्तः उसने एक-एक कर इन सब ही 
दिरोधियों का सफलतापूर्वक दमन कर अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया । 





जाट्स«, पु० ८२-६८ | 


जा 


ब्ष्ड्जल्, पु० १०४; जाटुतत, पु० १्षो४ 


हे 
० 


दष्शल ०, पृ० १०३; फाल०, २, पृ० ३४३; जाइस० पृ० १६१-१८२। 


भ्र६ ] भरतपुर के महाराजा जवाहरसिह जाट 


(२) नाहरसिह के साथ अन्तिम संघर्ष और उसकी निर्णायक 
. विफलता : 


नाहरसिह प्रपने पिता सूरजमल का प्रिय पुत्र था। सूरजमल बहुत ही 
इच्छुक था कि उसके वाद नाहरसिंह ही उसका उत्तराधिकारी हो, एवं सूरजमल की 
मृत्यु के बाद भरतपुर की गद्दी के लिए वह जवाहरसिंह का प्रतिदवन्द्ी बना। वह 
अपने प्रथम प्रयास में श्रसफल हो, पिता के समय प्राप्त अपनी जागीर धौलपुर चला 
गया था ।? जिस समय पश्चिम में जवाहरतधिह अपने जिरोधी वहादुरसिह के दमन के 
लिए घेरा डाले हुए था, उसी समय नाहरफसिह ने पुनः गद्दी प्राप्ति के लिए प्रयतल 
प्रारम्भ कर दिये।* नाहरसिंह ने अनुभव किया कि अब जवाहर की शक्ति पराकाप्ठा 
पर पहुँच चुकी है भर बहादुरपिह के बाद जवाहरपिह उसी पर प्रह्मर करेगा । इसलिए 
वह स्वयं प्रथम प्रहार करना चाहता था। धौलपुर में उसने किले बन्दी प्रारम्भ की 
श्र श्रपती सुरक्षा व्यवस्था को सुहढ़ किया । साथ ही मल्हारराव होल्कर की 
सहायता प्राप्त की जो उस समय गोहद के राणा के साथ संघर्ष कर रहा था ।* 


नाहरसिंह के विशेष अनुनय-विनय पर मल्हारराव होल्‍्कर भी जवाहरसिह 
के विरुद्ध उसकी सहायता करने को राजी हो गया, क्योंकि दिल्‍ली की चढ़ाई 
के पश्चात्‌ मल्हारराव होल्कर जवाहरसिह से नाराज हो गया था। नजीदुद्दौला के 
विरुद्ध दिल्‍ली पर चढ़ाई के समय जवाहरसिंह ने उसकी सैनिक सहायता के बदले 
मल्हारराव होल्कर को २५ लाख रुपये देने का वादा किया था। तब उनमें से केवल 
दस लाख रुपये ही मल्हारराव होल्कर को दिये गये थे । बाकी रहें १५ लाख रुपये 
होल्कर को तब नहीं दिये गये थे* और तद्ननन्‍्तर जवाहरसिह ने उस पर विश्वास- 
घात का आरोप लगा कर पह बाकी रकम उसे देने से इन्कार कर दिया ।* जब 
मराठों ने देखा कि जाट राज्य में जवाहरसिह व नाहरसिंह के बीच राज्याधिकार के 


जादुस०, पृ० १७२१ 

वेण्डल०, पु० १०५; जादस०, पृ० 6८५ ॥ 

बेण्डल०, पु० १०५। 

पे० द०, २६, प० सं० १०२; जादस०, पु० १८५॥ ; 
चेण्डल, पृ० १०५; पे० द०, २६, पं० सं० ११७; फाल०, २, पृ० ३े४४। 
जादूस०, पृ० १८६। ह 


दी मत है कण 4० ८७ 


प्रान्तरिक विरोधियों का दमन [. ५४७ 


लिए पुन: संघर्ष होने वाला है तो वे नाहरसिंह के हितेषी बन गये, क्योंकि नाहरसिह' 
प्रव उनके लिए घन प्राप्ति का साधन था। मराठों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए 
जादों का प्रदेश सर्वंधा अनुपम भौर भट्ठितीय था ।* 


मल्हारराव होल्कर की ही प्रेरणा से उसने जवाहर के विरुद्ध भरतपुर की 
राज गही के लिए दावा प्रस्तुत किया । मराठों के डेरे में बंठे हुए नाहरसिह ने गुप्त 
रूप से अपने समर्थक सरदारों व जवाहरसिंह के राज्य के सब ही धोखेबाज व्यक्तियों 
के साथ पत्र व्यवहार द्वारा सम्पके साधा और उन्हें कहा गया कि जवाहर्रातह को 
जननी हीव कुल की थी, जबकि नाहर्रासिह पूर्ण पेण सूरजमल का ओरस उत्तराधिकारी 
है श्लौर इसीलिए वहु जाट जाति का मुखिया है) इस पत्र का सरदारों पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा । पुनः वे सब जवाहरसिह के स्वभाव से भयभीत रहते थे और उनमें 
इतना साहस भी नहीं था कि वे जवाहर का विरोध कर सकें । * 

प्रव भरतपुर के श्रान्तरिक विवादों में हस्तक्षेप का स्वर्ण अवसर देख मल्हा- 
रराव ने नाहरत्तिह को श्रपता धर्म पुत्र बता लिया, जो इससे पहले नजीबुद्दौला को भी 
इसी प्रकार अपना धर्म पुत्र बना चुका था। यह दिखाने के लिए कि कातूनव्‌ नाहरसिह 
वा साथ दे रहा है ।3 उसने सुलतानजी लम्भाटे, मकाजी लम्भाटे और सन्ताजी वावले 
के सेनानायकत्व में १५ हजार धुड़सवार चम्बल पार भेजे ।४ मराठा घुड़सवारों ने 
धौलपुर से डीग शोर श्ागरा तक के जाटों के गांवों को लूट, लिया )* भल्हारराब 
होल्कर यो जवाहर पर दवाव डाल कर जवाहर से दिल्ली के युद्ध के समय की बाकी रही 
रवम भी प्राप्त करना चाहता था । किन्तु जवाहर कोई साधु सन्त तो था नहीं जो इस 
वार्यवाही से भयभीत हो जावे व ऐसी धमकी से डर जावे |६ 

वह उपयुक्त प्रवसर वी प्रतीक्षा में रहा । उसने पंजाब से सात हजार सिकक्‍सों 
को बुचवा भेजा और उन्हें वेतन पर भपनी सेना में रख लिया । शीघ्ष ही प्रवप्तर 


४ 


दस बार भ्रपनी इस सिवख सेना व भन्य सेना के साथ नाहरसिह और मराठों का 





१, पे० द०, २६, पल सं० ११७, १७७ ॥ 
२, फाल०», २, पृ० ३४४-३४५ । 

३. जादूस०, पु० १८६। 

८, देण्डल०, पृ० ६०४५। 
5. पाज०, २, पु० इधर । 


५. दंप्डल०, पृ० 5०५१ 


४८ | भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जांट 


सामना कर उनके प्रयत्नों को विफल करने के लिये भरतपुर से कूच किया। घौलपुंरं से 
चौदह मील की दूरी पर उसने मल्हारराव होल्कर की सेना का मार्च १३ और १४, 
१७६६ ई० को सामना किया |) कुशल रणनीति को अपना कर जवाहरिहं ने 
सिक्खों के एक छोटे दल को मराठा सेना पर झ्राक्ममण करने के लिये आगे बढ़ाया, 
जी शत्रु सेना के सामने नहीं ठहर सका -और विवश होकर पीछे हटने लगा, तव उल्ल- 
सित मंराठों ने यह समझ कर उनका पीछा किया कि शत्रु पराजित हो भाग रहे हैं । 
इस प्रकार वे जवाहर के विरुद्ध अ्न युद्ध पंक्ति के निकट ञ्रा गये । जाट सेना बन्‍्दूकों 
आदि से पूरी तरह से सुसज्जित थी, एवं मराठों को सामने भ्राते देख कर जाटों और 
सिंकंखों की सेनाए' साथ-साथ श्राग्रे बढ़ीं तथा वे बन्दूकें और तोपें चलाने लगे।* 
यह युद्ध संध्या तक चलता रहा और जब मराठा सेना वापस लौटने लगो, तब जाट 
घुंडसवा रों ने उन पर घोड़े दौड़ा दिये | इससे मराठों की सेना में भगदड़ मच गई तथा 
सुंकड़ों मराठे सैनिक मारे गये व घायल हुए और शेप सब भाग निकले । बड़ी तेजी 
से भागते हुए इन मराठा घुड़सवारों में से अ्रनेकों चम्बल तद के खड्डों और ऊबड़- 
खाबड़ धाटियों में गिर पढ़े, जिन्हें वनदी वना लिगाट्गगारयीरी।2 तत्पश्चाद्‌ उतका पीछा 
करता हुआ जवाहार तत्परता के साथ घौलर्पुर पहुँचा और उसे घेर लिया । कुछ ही 
समय में उसने धौलपुर पर श्वषिकारं कर लकी और सुल्तानजी लम्भादे तथा उसके 
अन्य मराठा- सज्नानायकीं को कैक्ककऐलिया ।* 
जवाहर्रपह केचभावित आक्रमण आदि से भयभीत होकर नाहरिह ने सब 
(७६५ ई० के अन्तिम महीनों में हो अपने परिवार तथा कुद्रम्ब को जगन्नाथ राव के 
साथ जयपुर के महाराजा माधोतिह की शरण में भेज दिया ।* तदुनत्तर मराठा 
सेना के साथ शेरगढ़ के किले से बाहर निकल कर वह भी चम्बल पार चला गया। 
इस प्रकार नाहरसिंह को अपनी जागीर से हाथ धोना पड़ा । मराठे उसे अपना 
उपयोगी साधन समभते थे । जब उन्हें उसकी श्रावश्यकता नहीं रही तो उन्होंने 
उसकी पूर्ण उपेक्षा की । तब उसने जयपुर राज्य में शरण ली भौर अपने अन्तिम दिन 


+ 


फाल०, २, पृ० ३४५ ॥ 

बैण्डल०, पु० १०५; चद्धचुड़ण०, १, प० सं० १०२॥ 

ज्ाद्स० पु० १८६॥ | 
पे० द० (नई), ३, प० सं० ५५; चद्धचूड़ण, १, प० सं० १०२; जादुप९, 
पु० १८६ ॥ 

५. पे० द०, २६, प० सं० १०२। 


छः शा 0 न 7 


झ्रान्तरिक विरोधियों का दमन [. ५४१ 


उसने शाहपूरा-मनोहरपुर के ठाकुर के संरक्षण में बिताये । भ्रपती निस्सहाय निराशा- 
पूर्ण स्थिति से खेद-खिन्न होकर इस सीधे-साधे जाट राजकुमार ने अ्रत्त में विषपान 
कर दिसम्बर ६, १७६६ ई० के लगभग अपने दुःखपुर्ण विफल जीवन का श्रन्त कर 
लिया ।! 


3७००---नीनननीननननीन--०-............... 


१. बण्इल«, ६१० १०५; पशियन०, २, पृ० ६; फाल०, २, पृ० २४६ | 


द्‌ मराठों के साथ सम्बन्ध 


(१) जवाहरसिंह और मल्हारराव : 


सूरजमल अ्रपने जीवन काल में सर्देव मराठों को उत्तरी भारत से निकाल 
बाहर करने को समुत्सुक रहा, लेकिन परिस्थितिवश वह उनके विरुद्ध ऐसा कोई 
कदम नहीं उठा सका था ।१ उसका पुत्र जवाहर .राज्यारोहरा के बाद से हो अपने 
पिता की इस इच्छापूर्ति के लिए प्रयत्नशील हुनर । लेकिन नजीबुद्दौला से अपने 
पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे मुल्हारराव होल्कर से सहायता लेनी 
पढ़ी । पिछले भ्रध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जवाहर व नजीवबुद्दौला के 
संघषं में मल्हार॒राव होल्कर ने जवाहर को सक्तीय सहयोग नहीं दिया, जिसके फल- 
स्वरूप जाट राजा को नजीबुद्दोला से समझौता करना पड़ा । जवाहर ने मल्हारराव 
होल्कर को अपने वादे के श्रनुसार पूर्ण रकम अदा नहीं की, क्योंकि मल्हारराव ने 
उसके साथ विश्वासघात किया था। इस पर मल्हार ने नाहरसिह का समर्थन 
किणा । जवाहर ने सिक्‍्खों की सहायता से मल्हारराव के सेनानायकों को घोलपुर 
के संघर्ष में परास्त किया । 


भ्रव गोहद का जाट राणा भी अपनी सेना लेकर जवाहर के साथ झा मिला। 
दोनों ने मिल कर मल्हारराव होल्कर के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बनायी तथा 
उत्तर मालवा में मराठों के क्षेत्रों तक लूटमार करना प्रारम्भ किया," तो तब शीघ्र 
ही वापस श्रपने राज्य को लौट जाना पड़ा, क्योंकि जवाहर की सहायतार्थ श्राये 
सिक्‍्ख सवारों ने उसके साथ आगे जाने से इन्कार कर दिया | इस तृण रहित शोर 
जलहीन मैदान की गर्मी उनके लिए असह्य थी | भ्रतः विवश होकर जवाहर को 


१. ता० झा०, प० ८२ ब-८४ श्र; फाल०, २, पृ० ६०, गण्डा०, (० १७२। 
२. फाल०, २, पृ० ३४५१ : 


मराठों के साथ सम्बन्ध [. ६१ 


मल्हारराव होल्कर के विरुद्ध अपनी युद्ध योजना स्थगित कर देनी पड़ी । इस प्रकार 
सिक्‍्खों ते मल्हारराव होल्कर को इस विपत्ति व पराजय से बचा लिया |) 


(२) जवाहरसिह और रघुनाथराव : 


जाटों के इस मराठा विरोधी संघ ने पेशवा को भयभीत कर दिया । उसने 
दक्षिण में रघुनाथराव को ६० हजार घुड़सवार श्रौर १०० तोपें देकर, कोल्हापुर से 
उत्तर मालवा में गोहद के जाट राणा के विरुद्ध भेजा । जानोजी भौंसले को अपने 
साथ लेकर रघुनाथराव भांसी पहुँचा । भाण्डेर के पास (श्रप्रेल २४) मल्हारराव 
होल्कर और महादजी सिंधिया भी उससे झा मिले । जिस समय गोहद को जीतने की 
योजना बनाई जा रही थी, तव वीमरी से जजेरित वृद्ध मल्हारराव होल्कर का मई 
२६, १७६६ ई० को देहान्त हो गया ।* 


रघुनाथराव ने भोहद को घेर लिया। गोहद के जाट राणा छन्नसाल को 
जवाहरसिह का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त था, भ्रतः उसने हृढ़ता के साथ रघुनाथराबव 
का सामना किया । उधर महादजी सिंधिया भी रघुनाथराव के व्यवहार से असन्तुष्ट 
होकर उसका विरोधी हो गया था। अत: ग्रन्य युद्धों की भांति गोहद के विरुद्ध 
रघुनाथराव की यह चढ़ाई भी श्रसफल रही ।३ रचुनाथराव कई महीने तक गोहद को 
घेरे रहा | इसी समय रघुनाथराव ने जवाहर से भी धन की मांग की और आ्राक्रमण 
वा भय दिखाया ।४ जवाहरसिंह मल्हारराव होल्कर के विरुद्ध विजयी हो चुका 
था। भतः उसने यह निश्चय कर लिया था कि मराठों के इस आक्रमण को दूर 


बरने के लिए उसे स्वयं गोहद की सहायता करनी चाहिये श्रौर मराठों को चम्बल 
पार नहीं करने देना चाहिये ।* 


कर लेकिन इच्छा होते हुए भी वह गोहद के राणा की सहायता नहीं कर पाया, 
व्योकि उस समय वह एक भयंकर रोग से पीड़ित था । साथ ही मराठों का पूर्णेरूपेण 
दमन करने के लिये वह एक लम्वी-चौड़ी योजना बनाने में उलक गया | तद्थं 
उसने नजीवुद्दोला के पास वहादुरसिह और दिलेरसिह को मराठा विरोधी संगठन 





देण्टल०, पृ० १०५१ 


ल्‍्श 


दण्डल०, पृ० १०६; दि० क्रा०, पृ० १६५; जाटूस०, पृ० १५६। 
एशियन ०, ६, पृ० ७; 


58. 


हि 
कर 


पृ० ९०, २६, प० सं० ११७; फाल०, २, प्‌ृ० ३४६। 
हरसुद० इलियट०, ८, पृ० ३६४ 


< 


हद 
* 


दृण्श्ल०्, चृ० १०६ » फाल०, २, पृ० २४६ । 


६२ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


बनाने के लिए भेजा ।) दूसरी श्रोर उसने मराठों से भी शान्ति वार्ता जारी रखी । 
उसने अपने एक दूत, मोहकमसिह को पेशवा के पास संधि वार्ता के लिए भेजा, 
लेकिव्‌ मोहकमसिह को विफल मनोरथ होकर ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मराठे 
युद्ध के पक्ष में ही थे और बड़ी मात्रा में घन देकर भी उनके साथ संधि की कोई 
सम्भावना नहीं थी । श्रतः अपने रोग से मुक्ति प्राप्त करने पर जवाहरसिंह ने डीग 
श्रौर कुम्हेर का राज्य प्रबन्ध अपने छोटे भाई रतनर्सिह को सौंपा और वह 
स्वयं ३० हजार से भी अधिक पैदल और घुड़सवारों की सेना के साथ दीपावली के 
'बाद नवम्बर २, १७६६ ई० को घौलपुर की ओर रवाना हुआ । उसने यह॒निश्चपर 
. फेर लिया था कि यदि रघुताथराव भ्रपती अनुचित मांगों पर हढ़ रहता है तो हृढ़ता 
के साथ युद्ध क्षेत्र में उसका मुकावला किया जायगा । नवम्बर ११, १७६६ ई० को 
धौलपुर पहुँच कर उसने वहाँ के बाग में अपना सेनिक डेरा लगाया 

धौलपुर से जवाहरसिह ने अपने वकील मानसिह के द्वारा रघुनाथराव के 
पास यह संदेश भेजा कि गोहद का राणा छत्रसाल उसका मित्र है, श्रतः वह उसे 
परेशान न करे । साथ ही उसके (जवाहर) के प्रति जो उनके विचार :हैं, वह उसे 
'चताये । चतुर रघुनाथराव ने तव जवाहरसिह रूपी इस संकट को टालना चाहा, क्योंकि 
इस समय वह गोहद के राणा के साथ संघर्ष में रत था, जिसमें भी उसे सफलता नहीं 
प्राप्त हो रही थी। गोहद के राणा से निपट लेने के बाद ही:वह जवाहर॑सिह :के 
साथ संघर्व का सोच सकता था। अतः उसने जवाहरपिह के दूत को सहानुभूतिपूरों 
उत्तर दिया कि उसके स्वामी के प्रति वह मंत्रीपूर्ण विचार रखता है। :जवाहरसिंह 
को प्रसन्न रखने के लिये ही उसने गोहद-के राणा को माफ कर दिया ) तद्वन्तर 
रघुनाथराव ने गोहद क मामले में अधिक उलभना ठीक नहीं समझा और दिसम्बर, 
१७६६ ई० के प्रारम्भिक दिनों में वह गोहद का घेरा उठा कर, जवाहरसिंह का 
सामना करने के लिए चम्बल की ओर बढ़ा । तब जवाहरसिंह को रघुनाथराव से 
युद्ध करने की श्रपेक्षा, उससे समभौता कर लेना ही भ्रधिक उचित और झावश्यक 
जान पड़ा । श 


(३) श्रब्दाली की पंजाब पर चढ़ाईयाँ और जाट-मराठा संधि : 
इस समय जवाहरसिह पार्वती नाले के पास पड़ाव डाले हुए था एवं दिसम्बर ५, - 


१. परशियन०, १, पु० ६। 
२. परशियन०, १, पु० ७; फाल०, २, पृ० ३४६ । 
3, परशियन०, १, प० ७-८; फाल०, २, प० ३४६ । 


मराठों के साथ सम्बन्ध [ ६३ 


१७६६ ई० के दिन वह धौलपुर आ पहुँचा ।) दोनों ही पक्ष इस समय अनावश्यक 
प्रापसी समभौते अ्रथवा संधि के लिये समुत्सुक हो गये थे, जिसका एक विशेष कारण 
था । अहमदशाह श्रब्दाली ने अनेक बार पंजाब पर चढ़ाई कर सिवेखों का दमन किया 
था, किन्तु प्रत्येक वार उसके वापस लौट जाने पर वे पुनः विद्रोह कर स्वतन्त्र हो 
जाते थे । श्रतः उन्हें दवाने के लिये भी श्रव्दाली को वारम्बार पंजाब की ओर झरना 
पड़ता था । इसी हेतु सत्‌ १७६६ ई० के पिछले महीनों में वह पुनः भारत आने का 
प्रत्यावश्यक आयोजन कर रहा था | उसके इस सम्भावित आक्रमण सम्बन्धी उड़ती 
खबरें तब ही से सर्वत्र फैलने लगी थी । पुनः नवम्बर, १७६६ ई० में जब उसने 
भारत की शोर प्रस्थान किया तव तो जाट श्रौर मराठा दोनों ही भयभीत हो उठे, 
क्योंकि उससे दोनों को ही पूरा खतरा था । 


प्रतः तब रामक्ृष्ण महन्त श्रौर उमरावगिर गुसाई के द्वारा जवाहरपसिह ने 
मराठों के साथ संधि की शर्तो के बारे में बातचीत प्रारम्भ की | उसने रामक्ृष्ण 
महन्त, उमरावगिर गुसाई और कुछ अन्य मुख्य सरदारों को रघुनाथराव के डेरे में 
भेजा, जो चम्बल के किनारे पर चार-पांच दिन तक ठहरे रहे, तव यह समभोता 
वार्ता चलती रही । दिसम्बर ६-१०, १७६६ ई० को जवाहरसिंह श्रौर मराठा सेना- 
नायका नारोशकर ने बारी-बारी से एक दूसरे के पड़ाव पर जा कर मेंट की । जवाहर 


की शोर से हरजी चोधरी भौर रघुनाथराव की श्रोर से राव नन्दराम की मध्यस्थता 
में समभौते दी निम्नलिखित शर्ते” तय हुईं :-- 


प्रथम, भरतपुर में वन्दी सब मराठा कंदियों को मुक्त कर दिया जाये ।* 


द्वितीय, जवाहरासह के राज्य से लगा हुआ कुछ इलाका जो वस्तुतः मराठों 
के श्रधीन था, परन्तु वहां के राजपूत निवासियों से कुछ भी रकम वसूल नहीं हो 
पाती थी । वह सारा इलाका पूर्णतया जवाहर्रसह को दे दिया जावे तथा उसको 
सनदे भी जवाहर को सौपी जावे झौर उसके बदले में जवाहरसिंह पाँच लाख रुपये 
मराठों को देवें । 

तृतीय, दिल्ली के युद्ध के 


समय मल्हारराव होल्‍्कर के साथ जो समझौता 
टप्रा, उसमें से दाकी रही १५ 


लाख रुपये की रकम दे दी जाने पर उस समझभाते के 





१. परशियन७, २, पृ० ४-६ । 


5. इस संधि के घनुसार सुल्तानजी लम्भाटे तया प्रग्य सनी कंदी मराठा सरदारों 


दो दिसम्बर १५ फे लगनग जदाहरसिह ने छोड़ दिया। 


६४ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


बदले दी गई सारी रकम की पूरी भरपाई रसीद दे दी जावेगी और तब श्रागे के' 
लिए नया समभोता लिखा जावेगा ।* 


संधि के बाद जवाहरसिंह श्रौर रघुनाथराव के मेंट की योजना भी बनाई गई, 
लेकिन श्रन्त में उनकी मेंट न हो सकी, क्योंकि जवाहरासह की सेना में विश्वासघाती 
भी उपस्थित थे। इसका पता रामक्ृष्ण महन्त के द्वारा जवाहरसिह को समय से 
पूर्व ही लग गया था । महन्त ने जवाहरसिंह को बताया था कि नागा सेनापतियों अनूप- 
गिर व उमरावगिर ग्रुसाईं को रघुनाथराव ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया 
था । उन्होंने उससे वादा किया कि उसी के डेरे में उसे वन्दी वना कर वे जवाहरपिह 
को उसके हवाले कर देंगे । इसके बदले में रघुनाथराव ने उन गुसाई' सेनानायकों को 
कालपी की तरफ कुछ परगने जागीर में देने का वादा किया था। यह सब जान कर 
जवाहरसिह बहुत क्रोधित हुआ । उसने दिसम्बर २३-२४, की रात्रि में अपनी सेना 
को तंयार कर गुसाईयों के डेरे पर ग्रचानक श्राक्रमण कर उनका सारा पड़ाव लूट 
लिया ।* इस अ्रचानक आक्रमण में श्रसावधान गुसाईयों के छः सौ आ्रादमी मारे गये, 
परन्तु उमरावगिर, अ्रभ्नूपगिर श्रौर मिरजागिर तीनों तीन सौ सवारों के साथ किसी 
तरह बच कर निकल भागे श्र चम्बल पार मराठों के ढेरे में जा पहुँचे । उनके (४ 
सौ घोड़े, ६० हाथी, २०० तोप॑ व अन्य सारा सैनिक सामान जवाहरसिंह के हाथ 
लगा ।? 

जवाहरसिह ने गुसाई सेनानायकों के परिवार वालों की, जो भरतपुर, डीग, 
कुम्हेर तथा आगरा में रहते थे, वहाँ से ला कर एक ही स्थान पर एकत्र कर स्वयं की 
निगरानी में रखा । इस लूट में उसे कुल मिला कर कोई ३० लाख का माल प्राप्त 
हुमा ।४ गुसाई यों को शरण देने के बाद भी रघुनाथरात्र जवाहरसिह से मेंट के लिए 


१. परशियन०, २, पृ० ५-८; फाल०, २, पृ० २३४५-४६; जादूस०, पृ० 
१६०-१६१ | 

२. वैण्डल०, पु० १०६; हरसुख० ईलियट०, ८, पु० ३६४; परशियन०, १, 

पूृ० १०; फाल०, २, पृ० २४६। 

फाल०, २, पृ० ३४६; जादस० पु० १६० । 

४. वैण्डल०, पु० १०६॥ चहार ग्रुलजार-ई-शुजाई के श्रनुसार उसे २ करोड़ का 
माल मिला था, फिस्तु यह कथन सान्‍्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
समकालीन बेण्डल उस समय स्वयं भरतपुर में उपस्थित था। अतः 
तत्सस्थन्धी वेण्डल का कथन ही श्रधिक सत्य श्रौर मान्य है। (जादूस०, ० 
१६० फु० न्तो०) 


8 
टस 


मराठों के साथ सच्बम्ध [ ६५ 


उत्सुक था । लेकिन तद्थे जवाहर्रसह रघुनाथराव के डेरे पर जाने को तैयार नहीं 
था, कपोंकि उसे आशंका थी कि.. रघुनाथराव के यहां शरण प्राप्त नागा सवार तब 
कहीं वहाँ उस पर भ्रचानक आक्रमण न कर दें । अतः भ्रगले दिन जवाहरसिंह आगरा 
की शोर रवाना हुआ और रघुनाथराव ने करोली की श्रोर कूच किया ।' 


(४) जाट-मराठा संघर्ष - जवाहरसिंह की निरन्तर विजय : 


प्रब्दयाली के दिल्ली पर सम्भावित आक्रमण से भयभीत होकर की गई यह 
जाट-मराठा संधि अल्पकालीन युद्ध विराम संधि से अधिक कुछ नहीं थी । इससे 
जाट-मराठा संघर्ष का भ्रन्त नहीं हुआ । कोई भी पक्ष इस संधि को आवश्यक महत्त्व 
नहीं दे रहा था । रधुनाथराव अ्रपने साथ की सारी मराठा सेना को लेकर वापस 
दक्षिण को लौट गया था । इधर अपने राज्य में भी सारे सम्भावित संकट दूर हो 
गये थे | उसके प्रतिहन्द्दी भाई नाहरसिह का देहान्त हो छुका था और अ्रविश्वसनीय 
शुसाई' सेनानायकों का भी दमन हो चुका था | अश्रत: जून, १७६७ ई० में जब पंजाब 
से ही भ्रब्दाली वापस भ्रपने देश को लौट गया, त्व जवाहरपसिह ने अपनी मराठा 
विरोधी युद्ध-योजना कार्यान्वित करना पुनः प्रारम्भ कर दिया | 


जून २६, १७६७ ई० तक जवाहर ने बटेसुर, मैडि में श्रपना थाना बैठा दिया और 
भदावर क्षेत्र पर भी उसदा श्रधिकार हो गया । तद्नन्तर जून, १७६७ ई० के ही अन्तिम 
दिनों में ५० हजार सेना व तोपखाने के साथ जवाहर ने सिंध नदी को पार किया 
श्रौर मराठा श्रधिकार क्षेत्रों में लूटमार तथा उपद्रव करना प्रारम्भ किया ।३ उसने 
लहार पर अपना थाना बैठा करके १० हजार सेना रामपुरा पर प्राक्रमण करने के 
लिये भेजी । जवाहर की इस सेना ने रामपुरा के समस्त क्षेत्र में लूटमार की और 
वहाँ दी मराठा सेना को पराजित किया । विजयानन्द जाट सेना रामपुरा से ग्ागे 
बढ बारदे! श्रामान (श्रामायान) गढ़ी को घेर लिधा। श्रामान गढ़ी का महन्त इस 
जाट आन्रमणा से भयभीत हो गया। वह युक्तिपूर्वक वहाँ से भाग निकला और 
एन्द्रखी वे गौड़ राजपूत राजा की शरण में चला गया | अपने पूर्वेवत्‌ कार्यक्रम के 
अनुसार जाट सेना ने भामान के धघास-पास भी लूटमार प्रारम्भ कर दी, जिससे भयभीत 
टोवर ध्ास-पास के व्यत्ति गांव छोड़ कर भाग गये ।४ 


परशियन०, १, पृ० १०; परशियन०, २, पृ० ७; फाल०, २ पु० २४७ । 
जाटूत०, पृ० १६१० ६१६२॥ 


देलवार० पृ० र४८, प० सं० २१; पे० द० (नई), ३, प० सं० ११४। 
पे दर (नए), इ प्० सं० २ (४, १६६५, ११६, | श्द । 


श्र. हरी जात 2 


६६ ॥ | भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


इन विजयों से युवक राजा का उत्ताह अत्यधिक बढ़ गया । अतः उसने भारी 
वर्षा के दिनों (जुलाई ११, १७६७ ई०) में ही भिण्ड और अटेर? पर आक्रमण 
करके उन्हें भी अपने अधिकार में कर लिया । ये राज्य अभी तक मराठों को खण्डनी 
(राज्य कर) दिया करते थे। अ्रत्र इन्होंने खण्डनी जवाहरसिह को देना स्वीकार 
किया ।* भिण्ड और श्रटेर के राजाग्रों ने निविरोव उसकी आ्राधीनता स्वीकार 
करली, तब जवाहर का उत्साह और गअ्रधिक बढ़ गया । अ्रव चह वड़ी तेजी से अन्य 
क्षेत्रों पर भी अधिकार करने के लिये मुरावली होता हुआ समथर की ग्रोर जाने 
वाला था, लेकिन इसी समय उप्ते समाचार मिले कि रामपुरा वालों ने विद्रोह कर 
दिया है, तब श्रपनी पूर्व योजना को स्थगित करके जवाहर परावरा गांव के मार्ग 
से जुलाई १३, १७६७ ई० को रामपुरा की ओर गया ।३ रामपुरा को घेर लिए गया। 
कुछ समय के बाद ही रामपुरा वाले जाठों की ग्राधीनता स्वीकार करने को 
राजी हो गये ।४ 


तब जवाहूर्रापतह ससेनन्‍्य कालए क्षेत्र की ओर बढ़ा । वहाँ का मुख्य मराठा 
अधिकारी बालाजी गोविन्द खेर चाहता था कि जाट उसके क्षेत्र में उपद्रव व॑ लूठमार 
नहीं करे, अत: उसने पहले ही कृष्ण॒जी पंत को जवाहरसिह के पास भेज कर, उसे 
तीन लाख रुपये देने का वादा किया । परन्तु जवाहरसिंह इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ । 
इस समय बालाजी गोविन्द खैर श्रौर उनके साथी जालौन से कोई आ्राठ मील उत्तर 
में स्थित सारावन गढ़ी में थे । एवं जवाहर ने एक सैनिक दल भेज कर कूँच पर 
झ्धिकार कर लिया | उधर जवाहरमिह ने स्वयं ससैन्‍्य बालाजी गोविन्द आदि पर 
जुलाई १६, १७६७ ई० में हमला किया । सारे मराठा सरदार वहाँ से भाग गये । 
उनके , ब्राल-बच्चे रायपुर (जालौन) में थे, अतः उन्हें भी अपने साथ लेकर, वे सब 
बैतवा, नदी को पार कर, अपने एक मित्र बुन्देलखण्ड के राजा के पास चले गये । 
जवाहर्रतह तब कुछ समय तक जालौन के श्रास-पास ही ठहर कर सारे ज्षैत्र पर 
अपना झादिपत्य स्थापित करने में लगा रहा ।* 


.०६. , श्रटेर ग्वालियर से ६० मील उत्तर-पुर्व में भौर गोहद के ठीक उत्तर में स्थित 
है । भिण्ड श्रदेर के दक्षिख-पूर्व में उसके पास ही है । 
२. चैण्डल०, पु० १०६; पे० द० (नई), ३, प० सं० ११५, ११६; फाल०, रै, 
पृ० ३४७; जादूस०, पु० १६१। 
पे० द० (नई), ३, प० सं० ११८, ११६, १२१, १२४। 
, ये० द० (नई), हे, प० सें० १२५, १२८। 
५. पे० द० (मई), ३े, प० सं० १२०, १२२, १२३ १२४, १२५, ११२६, ११७ 
१२८; पे० द०, २६, प० से० १४६; चन्द्रचुड़०, ९५ प० सं० १४६॥ 


9362 


मराठों के साथ सम्बन्ध [६७ 


यों कालपी के सारे क्षेत्र को अपने श्रधिकार में लेने के बाद जवाहरसिंह कूच 
गया और जुलाई २६, १७६७ ई० को वहाँ से समयर पहुँचा | समथर के गुजर राजा 
ने सहज ही जवाहरमथिह की अ्रधीनता स्वीकार करली श्रौर उसे २०-२५ हजार रुपये 
देने का वादा किया ।* जवाहरप्िह ने दतिया के राजा से भी कर वसूल किया भौर 
तदनस्तर अ्रगस्त, १७६७ ई० के प्रथम सप्ताह के लगभग वह नरवर की ओर चले 
पड़ा ।* इस प्रक्रार इन कुछ ही महीनों में मराठा संवाददाता के शब्दों में “कालपी 
प्रान्त, कछावाधार, भदावर, तंवरधार, सिकरवार, डंड्रोली, खितोली श्रादि क्षेत्रों में सब 
ही स्थ'नों पर जाट (जवाहरसिह) का ग्राधिपत्य हो गया । ““““केवल ग्वालियर 
गौर भांसी ही हमारे (मराठों के) भ्रधिकार में रह गये हैं ।”3 


जाट सेना ने नरवर के घाट पर शुक्रवार, अगस्त १४, १७६७ ई० को नदी 
पार करना प्रारम्भ किया, तब राघोगढ़ (वजरंगगढ़) के खीची राजा का आग्रहपूर् 
प्रामन्‍्त्ररम जवाहर्रासह को मिला कि वह्‌ उसकी सहायता कर उसके राज्य को मराठों 
के झ्राविपत्य से दूर कर देवें । किन्तु जवाहरणभिह ने इसे श्रमान्य कर दिया और वह 
न'वर से ही उत्तर की ओर लौट पड़ा ।* उधर राह में उसने गोविन्द सभाराम पर 
दवाव डाल कर उसने जिगनी का मराठा थाना जीत लिया । फिर गोहद और पछोर 
के राजा भी उसके साथ श्रा मिले । गोहद के राणा ने उस से प्रार्थना की कि मराठों 
ने उसके थानों पर भ्रधिकार कर लिया । अ्रत: उसकी सहायता की जावे । जवाहरसिंह 
ने उन्हें वचन दिया कि यदि दशहरा के बाद दक्षिण से मराठों की सहायता के लिए 
कोई बड़ी सेना नही श्रायी तो तदनन्‍्तर वह उनके राज्यों को मराठों के श्रधिकार से 
छीन वार उन्हें वापस दिला देगा ।* 


जवाहरसिह की इन निरन्तर विजयों ने पूना में पेशवा के सम्मुख यह समस्या 
उत्पन्न कर दी थी कि यदि उत्तर में मराठा शक्ति को बनाए रखना चाहता हो 





5. पे० द्द० (नई), ३, प० सं० १३ १३१ ॥ 


*ॉ. 
न््का 
०] 


द्‌ ३, प० सं० १३२, १३३; पे० द०, २६, प० सं० १५२, २१५; 
चन्द्रचूड ०, ६, प० स० १५६॥ 


३. पाल०, २, पृ० ३४७- ३ ४८ | 

४. पेल द० (नई), ३, पं० सं० १३२, १३३; पे० द०, २६, प० सं० १५२, 
२१४; उन्द्रचूह़०, १ प० सं० १५६; फाल०, २, पृ० ईं८७5-३४८॥ 

७. अप 

का रर 


है 
मइचूटू०, ६, प० स ० १५६; फाल०, २, पु० इटेंघ । 


दि | भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


तो शक्तिशाली जाट नरेश से किसी प्रकार समझौता कर लिया जाय । जवाहरसिंह भी 
समझौता करने को इच्छुक था। श्रतः पेशवा के आदेशानुप्तार सितम्बर १७६७ ई० 
के प्रारम्भ में मराठा अधिकारियों ने जवाहरसिह से संधि करली श्नौर साथ ही उक्त 
संधि की शर्तों के अनुसार बिटदठलराव के आरधीन जिगती और जतलवार परगनें तथा 
महादजी कासी के अधिकार वाले तवरधार श्रौर सिकरवार क्षेत्र जवाहरसिंह को 
सौंप दिये गये । यह समभौता हो जाने के बाद जवाहर्रासह चम्बल पार कर वापस 
भरतपुर लौट गया श्रौर तदुनन्तर मराठों को उत्तरी भारत से बाहर निकालने की 


योजना में लग गया ।* 


ही, हज अश्लील,  ...और चोली अमल. ओके का. आ 
व्वकमन-+- पिन +->+झतन्‍०+० नह 


१. पे० द० (नई), हे; प० सं० १३४; देसाई०, रे, पृ० ५०६ । 


५9 जवाहरसिंह और अ ग्रेज 





(१) बंगाल में प्र ग्रेजों का उत्थान : 


ईसा की १८वीं सदी के पूर्वाद्ध में दक्षिण श्रौर बंगाल में अ्रग्रेजों का कोई 
विशेष राजनतिक महत्त्व नहीं था | श्रन्य यूरोपीय व्यापारी संगठनों की तरह वे 
भी मुख्यतः विदेशी व्यापारी संस्थाग्रों के रूप में ही तव तक जाने जाते थे। परन्तु 
यूरोपीय युद्धों के फलस्वरूप विभिन्न यूरोपीय देशों की इन व्यापारी संस्थाग्रों तथा उनके 
भारतीय उपनिवेशों के प्रधिकारियों में संघर्ष हुए श्रौर यों राजनंतिक परिस्थितियों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । सन्‌ १७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब 
सिराजुद्दोला को पराजित कर भ्ेंग्रेजों ने मीरणाफर को बंगाल का नवाब बनाया, 
विन्तु शासन सत्ता तब वस्तुतः अंग्रेजों के हाथ में थ्रा गई थी। कुछ वर्षों के वाद 
उन्होंने मीरकासिम को बंगाल का नवाब बनाया, परन्तु वह अंग्रेजों के हाथ की 
वाठपुतली बनने को तंयार नहीं था; श्रतः झंग्रेज उसके विरोधी हो गये । 


श्रेंग्रेजों को दबाने के लिये मीरकासिम ने श्रवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला 
प्रौर दिल्‍ली से निष्कासित मुगल सम्राट शाह झालम द्वितीय का सहयोग और पूर्ण 
समर्थन प्राप्त किया । किन्तु अ्रेग्रेजों ने बवसर के युद्ध में सन्‌ १७६४ ई० में इन 
तीनों वी सम्मिलित सेना को पूर्णोत्या पराजित कर मुगल सम्राट शाह भ्रालम से 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा वी दीवानी प्राप्त की झऔर उसके बदले में शाह 
प्रालम को एलाहदाद में संरक्षण तथा शुजाउड्रोलः को उसका बहुत दुछ राज्य 
दापस दे कर भविष्य में मंद्रीपूर्ण सहयोग देते रहने का वादा किया। इस प्रकार 
ष्यापार करने दाली एकः विदेशी बम्पनी ने भारत के राजन॑तिक स्ंगमंच पर एक 
स्थापित किया यों इेंग्रेडी व्यापारी कम्दनी छा प्रमख 


१४६५४ ६० दे दाद दंगाल वा गवर्नर बना ! 


७० १] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


(२) श्रहमदशाह अव्दाली का निरन्तर आ्रातंक : 


परन्तु बंगाल के नये गवर्नर रावर्ट बलाईव के लिए भी इस समय शान्तिपुर्वेक 
निष्किप रहना सम्भव नहीं था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद 
मीरकापिम भाग कर रुहेलसण्ड में जा पहुँचा और वहाँ के रुहेलों के साथ. मिल कर 
अंग्रेजों के विरोध के श्रायोजन बनाता रहता था | इस कठिनतम कार्य में सहायता 
प्राप्त करने के लिए मीरकासिम ने अहमदशाह अब्दाली से भी सम्पर्क स्थापित कर 
उसके पास अपना एक वकील भेजा था । जाट और सिक्‍खों का दमन करने के लिए 
भारत पर चढ़ाई करने के वास्ते नजीवुद्दोला भी बारम्बार अ्रहमदशाह अब्दाली को 
प्रामन्त्रित कर रहा था ) ऐसी परिस्थिति में बंगाल की सरकार को अहमदशाह 
अब्दाली के प्राक्रमण का भय होना स्वाभाविक ही था ।* ' 


परत: अपने श्राधिपत्य की सुरक्षा हेतु बंगाल के अंग्रेज गवर्नर के लिए यह 
प्रत्यावश्यक हो! गया कि वह श्रव्दाली के विरुद्ध किसी उत्तर भारतीय शक्तिशाली 
शासक के साथ उपयुक्त समझौता करे । श्रव्दाली के प्रति रुहेला सरदार नजीबुद्दोला 
की जातिगत सहानुभूति श्रौर स्वार्थ सर्वथा सुस्पष्ट थे । श्रवघ का नवाब शुजाउद्दौला 
भी वस्तुतः अंग्रेजों का विरोधी ही था, क्योंकि वे उसकी शक्ति के विकास में पूर्ण 
बाघक थे । मद्रास और बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति तया भ्राधिपत्य की इस झ्राकस्मिक 
अ्रनपेक्षित वृद्धि से मराठे भी सशंक हो गये थे, क्‍योंकि यों वे उनके कड़े भ्रतिद्वन्द्दी के 
रूप में उभर रहे थे । इसलिए अंग्रेज सत्ताधिकारी इनमें से किसी पर भी विश्वात और 
भरोसा नही कर सकते थे । उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण भारत में सुव्यवस्थित राज्य व 
शक्तिशाली सेना वाले भरतपुर के जाट ही ऐसे थ्रे, जिनके साथ अभिन्न मैत्री स्थापित 
की जा सकती थी, क्योंकि उनके राज्य एक दूसरे से इतनी अधिक दूरी पर स्थित थे 
कि उनमें पारस्परिक संघर्ष या विरोध की तब कोई सम्भावना नहीं थी । दो'ों 
ही समान रूप से श्रहमदशाह को भारत से वाहर रखने व मराठों का दमन करने के 
इच्छुक थे ।* 

कानूनगो के श्रनुतार राजा जवाहरसिंह कई दृष्टियों से अंग्रेजों का सहायक 
हो सकता था । पहला, वह अपने सिक्ख मिन्नों की सहायता से अहमदशाह अच्दाली 
को पंजाब में ही व्यस्त रख सकता था ) द्वितीय, यदि ग्राक्रमक श्रग्रेजों के विरुद्ध 


१, जाएइस०, पु० १६३ ॥ 
२. जादुस०, पृु० १६४ ।॥ 


जवाहरसिह प्रौर अंग्रेज [ ७१ 


आ्राक्रमण करने की घमकी देते तो, वह (जवाहर) उनकी सेना पर पीछे की ओर से 
प्राक्रमणा कर सकता था । ऐसी स्थिति में अब्दाली सर्वे प्रथम जाटों के किलों पर ही 
ग्राक्मण करेगा और यों अँग्रेजों को श्राक्मणाक़्ारा का सामना करने के लिये 
सुव्यवाध्यत और संगठित होने का पूरा-पूरा अवसर प्राप्त हो सकता था । तृतीय, वह 
अँग्रेजों की सहायता से शाह आलम द्वितीय को दिल्‍ली की गद्ठी पर बेंठा सकता था। 
यदि उनका मित्र मुगल साम्राज्य की राजधानी में बादशाह बन जावेगा, तो समस्त 
साम्राज्य पर उनका प्रभाव स्थापित हो सकता धा। यदि बादशाह शाह आलम उनकी 
सरक्षता छोड़ कर भर रुहेलों या मराठों से मिल जावे तो राजा जवाहरसिह उनके 
इन विरोधियों के विरुद्ध तत्परता पूवेक सहायता दे सकेगा । इस प्रकार जाट राजा 
जवाहर सिह श्रौर श्रेग्रेजों की संधि होने की अत्यधिक सम्भावना थी और इसी 
कारण भंग्रेजों ने जवाहरसिह के मंत्री स्थापित करने के प्रयत्न प्रारम्भ किये |) 
(३) शभ्रग्नेजों का जवाहरसिह के साथ मंत्री प्रयत्न : 

सर्वे प्रथम अगस्त १६, १७६५ ई० को बंगाल के गवर्नर ने जवाहरंसिह को 
पत्र लिख कर आग्रह किया कि जिस जमंन केप्टिन समक को जवाहर्रात्तिह ने श्राश्नय 
दिया था, उसे वह अ्रपनी सेवा से मुक्त कर देवें, जिससे कि दोनों सत्ताम्रों में श्रभिन्न 
मैत्री श्रौर सुरक्षा संधि स्थापित हो सके ।* जवाहरसिंह ने इस पत्र पर किचित मात्र 
भी ध्यान नही दिया, क्योंकि उसे श्रपने तोपखाने की सुव्यवस्था के लिए समरू जंसे 
सुयोग्य यूरोपियन सेनापति की बड़ी भावश्यकता थी । इस समय उसे किसी बाह्य 
झ्ान्रमण की झाशंका भी नहीं थी, झतः उसने भेंग्रेजों के प्रारम्भिक प्रयत्नों की श्लोर 
बोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिव्‌ बंगाल का तत्कालीन गवर्नर क्लाईव श्रहमदशाह 
भ्रब्दाली श्रौर मराठों के विरद्ध एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था । 
उसमें रुहलों झ्लौर जाटों को भी सम्मिलित करना चाहता था। इसी उद्देश्य 
से उसने छपरा में अंग्रेज अधिकारियों के एक सम्मेलन में इस बात का आग्रहपूर्णं 
प्रस्ताव किया, किन्तु बहुमत ने यह सोच कर उसका विरोध किया कि बंगाल सरकार 
पर यों महाव्‌ उत्तरदायित्व ग्रा पड़ेगा ।३ 

सन्‌ १७६७ ६० के प्रारम्भ में अहमदशाह अ्रब्दाली ने इस निश्चय के साथ 
पंजादपर धाक्रमण किया कि वह सिवणों का पूर्णारूप से दमन करेगा । तत्पश्चात अंग्रेजों 
पर धात्रमण कर मीरकासिम को दंगाल की गद्दी पर पुनः दिठायेगा। वह सतलज 
६. जादूस०, १० ६ €८४-१६५॥ 


एलप्टर ०, ६, प७ सकए 
पलएण्डर०, २, प० सं० २ 


महा. 4 
4 5 आर के 


६९ 
०६, २५ 


? झादटूत०, १० १६५-१६६ । 


७२ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


नदी तक बढ भ्राया और दिल्‍ली पर भी श्राक्रमण करने की उसने घमकी दी । 
जिससे सभी विरोधी शासक सरशंकित हो गये । वंगाल का तत्कालीन गवर्नर क्लाईव 
भी व्यग्न हो गया । उसने शीघ्र ही श्रव्दाली के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक संधि करने का 
निश्चय किया | भ्रवध के नवाब शुजाउद्दौला को इस कार्य के लिये माध्यम चुना 
गया, क्योंकि वंगाल गवनेर का जवाहरसिह के साथ सीधा सम्पर्क नहीं था । क्लाईव 
के उत्तराधिकारी वेरलस्ट ने अवध के नवात्र शुजाउद्दौला को पत्र लिखा कि “आपके 
पिता की जवाहर क पिता से घनिष्ट मित्रता थी, इसलिए आप ही उससे बात करें ।” 
इस वातावरण को तैयार करने के लिए बंगाल सरकार ने नवाव को अनेक पत्र 
लिखें शौर उसी के द्वारा सुरक्षा संधि का वातावरण बनाने का प्रयत्न किया 
गया था ।” 


इस समय जवाहरसिह भी एक श्रोर मराठों से संघर्षरत था, तो दूसरी झोर 
उसे अ्रब्दाली का भय था। वह स्वयं अंग्रेजों से संधि करने को उत्सुक था ।* 
इसलिए वह भी श्रव्दाली के विरूद्ध संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो गया । अ्रप्रेल १२, 
१७६७ ई० को जवाहरसिह का मोहम्मदरजा खां के नाम एक पत्र उसके वकील 
श्रीकृष्ण के द्वारा पहुँचा, उसमें मोहम्मदरजा खां से यह प्रार्थना की गई कि वह 
प्रपने प्रभाव से कलकत्ता के प्रमुख व्यक्तियों को उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध श्रौर 
संधि करने के बारे में सहमति प्राप्त कर लेवे, ताकि वह श्रव्दाली के साथ युद्ध को 
सफल बना सके श्रौर सफलता प्राप्त कर सके । इससे बंगाल के लोगों को शान्ति 
प्राप्त हो सकेगी श्रीर भारत की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी । उसने पत्र में यह भी 
प्रस्ताव किया कि गवर्नर उचित समझे तो जवाहरसिह शाह श्रालम द्वितीय को दिल्ली 
के सिंहासन पर बैठा कर, गराजीउद्दीन को उसका वजीर घोषित कर देगा। रणथम्भोर 
का किला जवाहरसिंह स्वयं अपने अधिकार में लेना चाहता था ॥३ गवनेर ने 
मोहम्मदरजा खां के माध्यम से ही जवाहरपिह को पत्रोत्तर दिया कि इन सब बातों पर 
विस्तृत रूप से विचार करने के लिए वह भ्रपना एक विश्वास पात्र वकील बनारस 


१. फेलेण्डर०, २, प० सं० २६९४; जादूस०, पृ० १६६। बंगाल गवर्नर व नवाब के 
मध्य जो पत्र व्यवहार हुश्ना था, उससे स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि जवाहर 
को अपने पक्ष में करने के लिए श्रग्न॑ज कितने श्रधिक इच्छुक थे । कलेण्डर०, 
२, प० सं० २०१, २३५, २५५। 

२... केलेण्डर०, २, प० सं० २९५-२६६; जादूस०, पृ० १६६। 

३. केलेण्डर०, २, प० सं० २६९५-२६६; जादुस०, पृ० १६७॥ 


जवाहरसिह और शंग्रेज |. ७३ 


श्ेज दे, जहाँ कि वह स्वयं जा रहा है ।१ इसके अनुसार जवाहर्रासह ने डोन पेड़ो डी 
मिल्वा को अपना चक्तील निमक्त किया ।* उधर अवबब के नवाब ने अंग्रेज गवनर को 
लिखा कि  रहेलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, परल्तु जवाहर विश्वास योग्य 
है । यदि श्राप श्रौर में जवाहररसह की सहायता करे तो बह अब्दाली से लोहा लेने 
को तैथार हो जायगा” 


इसी समय १७६७ ई० में अंग्रेजों भ्रौर हैदरप्रली के बीच दक्षिण में युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । बंगाल का गवर्नर बनारस जाकर जवाहरसिह के वकील से बातें 
नहीं कर सका । निजाम हैदराबाद ने भी हैदरप्रलो का साथ दिया । मराठे भी 
श्रंग्रेजों के विरुद्ध हो गये । अरहमदशाह श्रब्दशाली पंजाब भें ही सिक्‍खों से पराजित 
हो, वापस अपने देश की लौट गया । मराठे उत्तरी भारत को जीतने का पुनः 
विचार करने लगे | यह प्रफवांह सर्वत्र फैल चुकी थी कि नागपुर का राजा जातूजी 
भौसले श्रौर रघुनाथराव की सम्मिलित सेनाएं उत्तरी भारत पर आ्राक्रमण करवे. 
वाली हैं| पेशवा माधवराच, श्रवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला और श्रंग्नेजों के 
सम्बन्धों के सम्बन्ध में पता लगाना चाहता था एवं उसने एक पत्र द्वारा अंग्रेजों के 
विण्द्ध नवाब वजीर की पूरी-पूरी सहायता करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि माघवराव 
वी व्यक्तिगत जानकारी के श्रनुसार अंग्रेज नवाव बजीर को अनेकानेक कष्ट 
पहुचाते थे ।४ 
प्रवध वा नवाब इस समय पूररूपेण अंग्रेजों के प्रभाव में था और वह 
यह भी जानता था कि मराठो पर विश्वात्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए 
उसने अंग्रेजों के साथ सम्पर्क बनाये रखना ही उचित समझा । उससे पत्रोत्तर में 
मराठो को लिख दिया कि झग्न॑जों के साथ उसकी गाढी भिन्रता है, तव तो मराठों 
बने उत्तरी भारत की भ्रपनी योजना त्यागने को वाध्य होना पड़ा, क्योंकि जप 
धव्दाली वे: विरुद्ध प्रतिरक्षा दल श्ग्रेजों द्वारा भ्रायोजित था, श्रव उनके ही विरुद्ध 
प्रयोग में लाने दे सम्भावना थी । जवाहरसिह ने तो उनके प्रति शश्रुतापूर्ण व्यवहार 
करना भी प्रारम्भ वार दिया था, तब भी जवाहरपिह अंग्रेजों से सम्पर्क बढ़ाने को 





१. केलेण्डर०, २, प० सं० ३१५, ३६५; जादस० पृ० १६८ ॥ 
5. इलेप्टर०, २, प० सं० ४६४-४६५, ६४२-६४ 

३. एेलेणप्टर ०, २, एप सं७ ३४६; जाट्त० पु० १६६-२०० । 
४, इलेप्ड 


२०, २, ५० स०« ६६७; जादस, धू० २००॥ 


७४ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


समुत्सुक था ।* उसने श्रग्न॑ जों के साथ मित्रता को महत्त्व दिया और गवर्नर को पत्र 
द्वारा सूचित किया कि जवाहरधिह के दिल की वात कहने के लिए उसने विशेष 
रूपेरा अपने वकील पादरी डोन पैड़ो डी सिल्वा को कलकत्ता भेजा जा रहा है ।* 
तद॒नुसार जवाहरसिंह ने सन्‌ १७६७ ई० के पिछले महीनों में पादरी डोन पैडो डी 
सिल्वा और पादरी वैण्डल को कलकत्ता के लिए रवाना किया, किस्तु जब वे दोनों 
प्रागरा पहुँचे तब कई एक अनपेक्षित उपद्रव श्रादि कठिनाइयां: उनकी राह में बाघक 
हुईं और उन्हें वापस जवाहरसिंह की सेवा में लौट जाना पड़ा ॥3 


(४) जवाहरसिंह और उसके यूरोपीय सेनानायकः 


मुगल साम्राज्य के विघटन काल में बहुत से यूरोपीय सैनिक अपने भाग्य 
परीक्षा के लिये भारत आये । अंग्रेजी ढंग से शिक्षित सेना क्लाईव के सेनग्नायक्रत्व 
में बंगाल भ्रौर श्रवध के नवाबों को पूर्णतया पराजित कर चुकी थी । इस कारण इत 
विदेशी सैनिकों की रुयाति भारत में फंलने लगी । अ्रत: प्रत्येक राजा और नवाब भी 
इन लोगों को झपती सेना में रख कर उनकी सहायता से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने 
के लिए इच्छुक था । नजीवबुद्दौला से युद्ध के बाद जवाहरिंह गपने विरोधी सरदारों 
भ्रौर मराठों का दमत करना चाहता था । तद्थ उसे भी विदेशी सेनानायकों व सेना 


की श्रावश्यकता थी ।४ 

इसी समय श्रवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेवा छोड़ कर जर्मन सेनानायक 
संमरू (वाल्टर रैनह सौम्न्रे) अपने प्राधीन विदेशी सैनिक दल के साथ लगभग 
भ्रप्रेल, १७६५ ई० में जवाहर की सेवा में उपस्थित हुआ,* परन्‍्तु उसके शीघ्र ही बाद 
वह जवाहरमसि|ह को छोड़ कर जयथुर के राजा की सेवा में जा पहुँचा । किन्तु वहाँ: 
वह अधिक समय तक नहीं टिक पाया और कुछ ही माह के बाद वापस लौट कर 
जंवाहर्ससह की सेवा में श्रा गया । तदुनन्तर उसकी मृत्यु तक उसकी सेवा में 
निरन्तर बना रहा ।* इस सेनानायक की सहायता से अपनी सेना का एक भाग 


जादूस०, पृ० २०११ 

केलेण्डर०, २, प० सं० ६४२-६४३; जादूस, पृ० २०१ ॥ 
केलेण्डर ०, २, प० सं० ८५३-८५४॥। 

यदु०, पु० ३२१॥ 

बेगस० पु० ६; जादूस० पु० १८० ॥ 

एशियाटिक०, मिसलेनियस ट्रेफ्टस पृ० ३१ ॥ 


दी मद है का 4० द७ 


जवाहरसिह और भरग्रेज [ ७५ 


(विदेशी सैनिकों का) शक्तिशाली वना दिया, जो कि जाटों से श्रधिक योग्य और 
विश्वासपान्न थे ' इसी सेनानायक की सहायता से जवाहर ने अपने सभी विरोबी 
सरदारों का दमन कर दिया और मराठों का भी सफलतापूर्वक सामता करना प्रारंभ 
किया और वहू मराठों को सारे उत्तरी भारत से बाहर निकालने की योजना 

अपने लगा 

समरू और उसके विदेशी सैनिकों की उपयोगिता और विशेष सैनिक महत्त्व 
वो देखते हुए जवाहर्रासह को और अधिक अपनी सेना में ऐसे सैनिकों और सेनाना- 
यकों की संख्या बढ़ाना जरूरी जान पडा, क्योंकि मराठों से सफलतापूर्वक सामना कर 
सकने के लिए इस प्रकार अपनी संनिक शक्ति की वृद्धि अनिवार्य जान पड़ी | अतः 
रहेलों की सेवा छोड़ कर फ्रेंच सेनानायक रने मादे ने जवाहरसिह की सेवा करने के 
प्रति श्रपनी इच्छा प्रकट की तो जवाहरसिह ने उसका सहर्प स्वागत किया प्रौर 
अपनी सेवा में सम्मिलित होने के लिए उसे आमन्त्रित किया, तव रैने मादे अ्रपने 
संनिक दल के साथ रुहेलों की सेवा छोड़ कर लगभग जुलाई १७६७ ई० में 
जवाहरसिंह की सेवा में जा पहुँचा ।* 

इन दोनों की यूरोपीय सेनानायकों ने पूर्ण तत्परता श्रौर मेहनत के साथ 
जवाहरसिह की सेना को सुशिक्षित तथा सुसज्जित किया था । पुनः जब मावण्डा के 
युद्ध में संवटपूर्ण स्थिति में उसकी दूसरी सारी सेना अपनी सुस्पप्ड पराजय से श्रातंकित 
होकर भाग खड़ी हुई, तब भी इन दोनों यूरोपीय सेनानायकों तथा उनके सैनिक 
दलों ने पूरी दृढ़ता, वीरता और साहन के साथ जवाहरसिह का अंत तक साथ 
दिया । तब वे माधोत्तिह की सेवा से सूर्यास्त तक युद्ध करते रहे और झपने स्वामी 
ऊवाहरतिह को दवा कर भरतपुर ले गये ।३ 


कल ननतन आज अत 


कि... 


फाल०, २, पृ० ३४६; जाटस«, पुृ८ १८० ॥ 
रनेन्,पृ०« ६६। 


जी. ० 


8 
५ न हर नो 
सन०, एु० ६&ए-४१; जादस०८, ए० ६६१०, २०६ पु४ ना८ १ 


पुष्कर में जवाहरसिंह . 


ह क्रौर उसके परिणाम 





(१) जवाहरसिह के मराठा-विरोधी प्रयत्न : 

जवाहरसिह को मराठों के विरुद्ध लगभग ढ़ाई महीने के इस' निर्यायक अभि- 
यान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी । उसने कालपी तक के सारे मराठा प्राघि- 
कार क्षेत्रों पर भ्रधिकार कर लिया ।" अ्रत: तब उसकी छ्याति और शक्ति चरम 
सीमा पर पहुँच गयी थी । उसकी सेना में समर और रैने मादे जैसे योग्य व स्वामि- 
भक्त सेनापति थे। अभ्रपनी इन सफलताशों से मदान्ध होकर भ्रव जवाहरसिह मराठों 
को चम्बल पार ही नहीं, समस्त उत्तरी भारत से बाहर निकालने का आयोजन 
बनाने को प्रयत्तशील हुआ्ना ।* झायोजन को परिपूर्ण करने के तथा उसकी सफलता 
को सुनिश्चित बनाने हेतु ही उसने सितम्बर, १७६७ ई० को मराठों से कुछ प्रदेश 
लेकर समभौता कर लिया, जिससे उसे तद्थ पर्याप्त अवसर मिल सके । 


विभिन्न महत्त्वपूर्ण शक्तियों को मराठेों के विरुद्ध संगठित करने हेतु अरब 
* जवाहर प्रयत्नशील हुआ । इसी हेतु जवाहर ने श्रपना एक दूत पादरी डोन पेड़ो डी 
सिल्वा को अक्टूबर, १७६७ ई० में कलकत्ता के लिए रवाना किया ।४ रुहेला सरदार 
नजीवुद्दौला को भी इस मराठा विरोधी संघ में सम्मिलित होने के लिए श्रामल्त्रित 
किया ।* उसने श्रव राजपूत राजाओं के साथ परामश्श करने के लिए राजस्थात जाने 


हि 





१. पे० द०, २६, प० सं० १८५, १४९, १५२, २५३; फाल०, ३, ह० ३४७ | 
२. वैण्डल०, पृ० १०६; हरसुख० ईलियट०, ८, पृ० ३६४; जादूस०, पृ० २०२; 
'.पुर्व॑० पृ० १६१। 

पे० द० (नई), ३, प० सं० १३४ | 

,  केलेण्डर०, २, प० सं० २०१, ६४२; जादस० पृ० रे०१) . 

थ,  हिंगणो ०, २, प० सं० १०० । 


ब्ट्‌्ड्० 


पुस्कर में जवाहरसिह और उसके प रेशाम [. ७७ 


का कार्यक्रम बताया । मारवाड़ का राजा विजर्यावह्‌ राठौड़ उसका मित्र ही नहीं था, 
किन्तु मराठों का बड़ा विरोबी भो था ।* जवाहर्रासह की विशेष प्रेरणा से मारवाड़ 
भरेश विजयसिह ने जवारहसिंह के पास विचार विमशे करने के लिए पंचौली परसादी- 
राम को डीग भेजा ।* तब तत्सम्बन्धी आयोजन बनाने के लिए जवाहरपिह ने 
विजयसिंह को अजमेर के निकट पुण्कररे नामक पवित्र स्थान पर आमन्त्रित किया *, 
परन्तु जवाहरसिंह के श्रभिमान, जल्दबाजी और भद्दुरद्शितापूर्ण कुटनीति के कारण, 
यह सारा श्रायोजन पूरा बनने ही नहीं पाया ।* 


(२) पुष्कर में मिलन तथा जाट-राठौड़ सन्धि : 


रतपुर से पुष्कर का मार्ग जयपुर राज्य की सीमाओ्नों में होकर गुजरता 
है। श्रतः पुष्कर यात्रा पर जाने हेतु जवाहर्रासह ने जयपुर राजा माधोसिह से 
स्वीकृति प्राप्त करनी चाही ।* माघोसिंह ने उत्तर दिया कि यदि वह एक मित्र के 
रूप में वस्तुतः तीर यात्रा पर जा रहा है, तो केवल कुछ ही सेना के साथ जा सकता 
है ।४ लेकित्‌ जवाहरसिह को अपनी सेनिक शक्ति का अहम्‌ था, अतः यह सुझाव 
उसे क॑से स्वीकार होता । माधोर्सिह्‌ की उस बात की उपेक्षा कर वह श्रक्‍्टूबर, 
१७५७ ६० महीने के श्रन्‍्त में ससन्‍्य” डीग या कुम्हेर से कूच कर जयपुर राज्य की 
सीमाग्रो में लूटम।र करता हुम्ना शुक्रवार, नवम्बर ६, १७६७ ई० को पुष्कर पहुँचा ।* 





१. पे० द० (नई), १, प० सं० १८६; यदु०, पु० ३१२। 

२. जोधपुर०, ३, पृ० ३६७-३६८। 

३. रेने० (पृ० ७०) के ध्नुसार जवाहर्ससह स्वयं के कोई पुत्र नहों था, भझत: 
उसने प्रपने छोटे भाई रतर्नासह के पृत्र केहरीसिह्‌ को भ्रपना उत्तराधिकारी 
दनाया था। इसलिए उसने घामिक तोर्थ यात्रा करते का विचार किया। 

थ 


उडुल०, पृ० १०६; जोधपुर०, ३, पृ० ३६७-३६८; पूर्व ०, पृ० १६१ । 
फाल०, २, पु० ३४८ ॥ 
रने०, पृ० ७० । 


बा. कट 


(/ 


घहार० इंलियट ०, ८५, पृ० २२५। 


चहार० (ईलिपट०, ८, पृ० २२५ ) छ्दे प्रनुतार इस समय जवाहरसिह के पास 
*५ हजार घुड़सदार, एक लाख पंदल घोर एक हजार छोटी तोपे थीं । 

है “इलर पृ० १००७; चहार० ईलियट०, ८, पृ० २२५; जोधपुर०, ३, पृ० 
“६८; दश«, ४, प्‌ु० ३७१६; पूदं०, पृ० १६१। ड 


७८ |] ३ भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


वहाँ विजयसिंतद ने उसका पूर्ण स्वागत किया । दोनों राज्यों के नरेश एक 
ही श्रासन पर बैठे तथा पगड़ी का विनिमय कर पगड़ी बदल भाई बन गये । * 
भराठों को उत्तर भारत से बाहर निकालने के लिए दोनों में संधि हो गई, 
जिसमें यह तय हुआ कि मालवा प्रदेश जयपुर महाराजा माधोसिंह को दे दिया 
जायगा तथा गुजरात प्रदेश पर जोधपुर के नरेश विजय्सिह का भ्रधिकार हो जवेगा 


प्रोर पूर्वी भाग जाटों के श्रधिकार में रहेगा । सव सम्मिलित रूप से मराठों का 
विरोध कर उन्हें उत्तरी भारत से खदेड़ देंगे । * 


(३) माधोसिह से बेर होना तथा जवाहरसिह का पुष्कर 


से लौटना : 

लेकिन्‌ माघोसिह न तो इस संधि वार्ता में सम्मिलित हुआ और न उसने इस 
संधि को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अपने सहयोग अ्रथवा सहमति विषयक कोई 
स्वीकृति सूचित की थी, जो इस आयोजन की सफलता के लिए ग्रत्याश्यक था । 
अ्रत: यह संधि हो जाने के बाद महाराजा विजयसिंह ने जयपुर नरेश माधोसिंह के 
पास अपना एक दूत भेज कर उसे उक्त संधि से अ्रवगत करवाया और मराठों को 
उत्तर भारत से खदेड़ देने के लिए इस मराठा विरोधी संघ में सम्मिलित होने के 
लिए उसे साम्रह पुष्कर श्रामन्त्रित किया ।3 लेकिव्‌ भ्रहंकारी, अ्रदूरर्शी, संकीर्ण 
विचारों वाला और राजनीति से प्रनभिज्ञ माघोसिह के दिल में जवाहरसिह के 
प्रति पूर्व समय का मनोमालिन्य था । अतएवं वीमारी का बहाना बनाते हुए उसने 
पुष्कर जाने में भ्रपनी प्रसमर्थता सूचित .की श्रौर इस मराठा-विरोधी संघ में सम्मि- 
लित होने से इन्कार करं दिया । यों उसने अपने मराठा साथियों का विरोध करना 
उचित नहीं समझा, क्‍योंकि प्रथम, तो जाट राज्य का राजनैतिक ईकाई के रूप में 
कोई श्रस्तित्व नहीं था । जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह द्वारा ही उसे इस रूप 
, में अस्तित्व प्राप्त हुआ था । इस जाट राज्य का संस्थापक बदनसिंह अपने सम्पूर्ण 
जीवन काल में अपने श्राप को ठाकुर या चौवरी ही सम्बोधित करवाता रहा । 
जयपुर के राजा के प्रति वह अपने अधिश्वर का ता ही बर्ताव करता रहा। अति 





. वंश०, ४, पृ० ३७१६; फाल०, २, पूृ० ३४८। 
२, जोधपुर०, हे। पृ० ३६८-३६६; वंश०, ४, पृ० ३७२०; वीर०, ३, १० 
१३०४; जयपुर०, पृ० ३१०; श्रोक्ता०, २, पृू० ७१८-७१६॥। 
३. जोधपर०, पृ० २६९६; वंश०, ४, पु० ३७२०; चीर०, ३, पृ० १३०४॥। 
४. जोघपुर०, रे; पृ० ३१६६ ॥ ४०, 5 


ब्५ ७ 8 
पुष्कर में जवाहरसिह और उसके परिणाम [ 


दर्प दशहरा के दिन वह नजराना (मेंट) लेकर जयपुर दरबार में उपस्थित रा 
था । राजा चुरजमल के शासन काल (१७५६-१७६३ ई०) में जाटों का रा 
है तक फेल गया था, तथापि वह भी अपने पिता बदनप्विह की ही भांति कछवाहा 
घ ने के प्रति वफादार बना रहा । परल्तु श्रव उसका पुत्र और हम 
हरसिह अलग ही विचारधारा का व्यक्ति था वह नाम मात्र को भी माधोतिह 
की अ्रधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था ।* 


द्वितीय, जयपुर राज्य में माघोर्सिह व ईश्वरीसिंह के मध्य उत्तराधिकार 
सपप के समप्र सूरजमल ने भाधोसिंह के विरुद्ध ईश्वरीसिह को सहायता दी 28 
जिससे माधोसिंह के साथ सूरजमल के सम्बन्ध पहले जँसे मंत्रीपूर्ण नहीं रहे, प्रत्युत 
उनमे तनाव आ गया था ।४* 


तृतीय, माधोसिंह द्वारा सद्य: अधिकृत श्लवर के किले को सन्‌ १७५६ ई० 
श्रपने पिता सूरजमल के आ्रादेश पर जवाहरसिह ने जीत लिया था। माधोपिह को 
जवाहरसिह के हाथो भ्रपनी पराजय तब भी खटक रही थी ।3 


334, जयपुर के महाराजा माधोंतिह और उसके जागीरदार माछोड़ी के 
प्रतापत्तिह नरूका में जब प्रनवन हो गई थी और अपनी मृत्यु के भय से प्रतापर्सिह 
मल की शरण में भरतपुर चला पिया, लव सूरजमल ने उसे अ्रपनी सेना में रख 


लिया । माधोसिह के शथ्रु को सूरजमल ने अपने यहां शरण दी, जिससे दोनों के 
सम्बन्ध में एक गहरी खाई पड़ गई ।४ 


रु 260 | 


| 


पंचम, दिसम्वर, १७६४ ई७ में जवाहरपिह ने भ्रपती सिक्‍्ख सेना के साथ 

हर राज्य की सोमाओं में इस कर जब वहां लूटमार प्रारम्भ कर दी थी, तथ 
मराठो को सहायता से हा मा्योसिह इस स्थिति पर कायु पा सका था। मराठों के 
5।च-दचाव करने पर ही जवाहरसिह ने मावोधिह से समझौता कर लिया था [५ 
र्स्तु शज्या वो सीमाएं मिली हुई थीं, जिससे उनके बीच सीमा सम्वन्धो 

7/ दरावर चलते ही रहते थे । साधासिह के श्राघीन नारनोल के जिले को 


2 अल सदन 
जपपुर०, प्‌० पर १६-३१७; पघपरा०, प७ १८३-१८४; पूर्वे ० प्० १६१ । 
४ शोट्सट/ शु० रे ३३ पद ५ व २७५ । 


। 


5 ६ तह के घे १५६; पे० द०, २७, प० सं० १२८ ।॥ 


(२२; जाटस० पृ० २०४ । 


| 
श्र 


री 
लि 
जज 
र्य्य् 
््ैँ 
नर 
ब््ज्ये 
७ 
शक 
(2 
ला 


८घ० ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 
जवाहरसिंद श्रपने भ्रधिक्रार में कर लेना चाहता था | श्रतः बढ़ती हुईं जाटों की 
यह शक्ति जयपुर राज्य की पूर्वी सीमा के लिए एक बड़ा खतरा बन गईं थी।१ 


पष्ठ, माधोति|ह ने जवाहरतिह के भाई श्रौर निराश प्रतिदवन्द्दी नाहरसह को 
प्रपने राज्य में शरण दी थी । कुछ ही समय बाद जयपुर राज्य के अन्तर्गत शाहपुरा- 
मनोहरपुर नामक स्थान पर विपपान कर नाहरसिह ने अपनी इहलीला समाप्त कर 
दी थी । तब कामुक शौर श्राचरणहीन जवाहर ने माधोसिह से यह मांग की कि 
नाहरसिह की सुन्दर युवती विधवा को उसके सुधुर्दे कर दी जावे । चरित्र भ्रष्ट 
जवाहर के भय से उस विधवा ने भरतपुर जाने से इन्करार कर दिया और बाद में 
विपपान कर गआात्म हत्या कर ली । अपनी शरण में आये हुए व्यक्ति को माधोसिह 
भी जबरदस्ती नहीं मिकाल सकता था। अतः जवाहरपिंह ने माधोसिह पर यह 
दोपारोपणा किया कि वह इस सुन्दर विधवा को अपने श्रन्‍्त.पुर में रखना चाहता था, 
परन्तु सरकार के श्रनुसार वास्तव में स्वयं जवाहर हो अ्रपने भाई की इस विधवा 
को श्रपने श्रन्त:पुर में रखना चाहता था. जवाहर के इस दोषारोपण से कद्ध 
होकर माधोतिह ने जवाहरसिह को बड़ा सख्त जवाब दिया, जिससे भी उनके आपसी 
सम्बन्धों में बड़ी कठुता झा गई थी ।* 

यों दोनों में पृ समय से ही मनमुटाव चला झा रहा था, वह पश्रव और भी 
झधिक उभर आया । माधोसिह मे बीमारी का वहाना बना कर पुष्कर जाने से इस्कार 
ही नहीं किया,3 किन्तु उसने विजय्सिह को भी इस बात पर बुरी तरह फटकारा कि 
उसने एक किसान के लड़के शौर जयपुर राज्य के सेवक को अपना भाई और 
राजनीतिक समकक्ष मान कर श्रपने राठौड़ पूर्वजों की प्रतिष्ठा को कम कर दिया 
है | माधोसिंह के ये वावय जवाहरसिंह के मस्तिष्क रूपी बारूद के ढेर में चिनगारी 
बन गये । जल्दबाज, स्वाभिमानी और सुसंगठित सेना से सशक्त जवाहरसिह यह कभी 
नहीं भूल सकता था कि वह एक राजा का पुत्र था। श्रतः माधोसिंह की ये बातें 
सुत कर जवाहरसिह कोधांध हो माघो्सिह को धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि 





१, चैंण्डल०, पृ० १०७; चंश०, ४, प० ३७१८। 

२. चंश०, ४, पृ० २७१५-२७१६; जाद्स०, पृ० २०५; जयप्‌ र०, पु० ३१८; 
नरेख्र०, पृ० १११; थर्टी०, पृ० २०६; मथुरा०, पृ० १८४। 

३. जोघपुर०, ३, पृ० ३६६; वीर०, ३, पु० १३०३॥। 
जयपुर० पृ०, ३१८; मथुरा०, पु० १८४॥ 


पुष्कर में जवाहरसिह झ्ौर उसके परिणाम 


है >चूटम आय 
कामा झौर खोरी के परगने उसे नहीं दिये गये, तो वह जयपुर राज्य में लुटमा5 
करेगा | यों जवाहरसिह ने स्वयं के विनाश को निमन्‍्त्रण दे दिया ।* 


यद्यपि इस शक्तिशाली और घन सम्पन्न जाट राजा से माघोसिह भयभीत था, 
लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के वाद अब युद्ध के मैदान में उतरना भी उसके लिए 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न वन गया था । उसके सामने दो ही मार्ग थे या तो वह 
कामा और खोरी परगने जवाहरसिह को दे दें अथवा युद्ध के मैदान में उसका सामना 
करें। मुगल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सामन्तों के उस सुयोग्य उत्तराधिकारी ने अपने 
प्राधीन जाट राजा की धमकी से हो कामा श्रौर खोरी परगने जवाहर को देने की 
श्रपेक्षा.* उसे युद्ध के मैदान में चुनोती देना ही उचित समझा । है 


जवाहरसिंह कुछ समय तक पुष्कर ठहरा रहा, जिससे माघोतिह को युद्ध के 
लिए समुचित तैयारी करने का अत्यावश्यक अवसर मिल गया । उसने पैदल सैनिकों 
के भ्रतिरिक्त १६ हजार घुड़सवार भी एकत्रित कर लिये ।* जब जवाहरंसिह पुष्कर 
से श्रपने राज्य को लौटने लगा तब जयपुर के श्राक्रमण की सम्भावना को ध्यान में 
रख वार मारवाड़ के महाराजा विजयसिह ने जवाहरसिंह को भरतपुर तक पहुँचा 
देने का निएचय किया श्रौर जवाहरसिह के साथ-साथ वह भी पुष्कर से भरतपुर की 
धोर चल पड़ा, विन्तु श्रपनी सेनिक शक्ति के श्रहम्‌ में जवाहरसिंह ने तव विजयपिह 
को देवलिया से ही वापस लौटने को वाध्य किया ।* तब विजयसिह तो वहां से 
साम्भर दी श्रोर चला गया तथा जवाहर की सहायतार्थ महता मनरूप भौर सिंघवी 


१. जोधपुर०, रे, पृ० ३६६; बंश०, ४, पु० ३७२० । 
२. घहार० इंलियट०, ८, पृ० २२५; 


० २१६॥ 


जोधपुर०, हे, पृ० ३६६; दंध०, ४, पृ० ३७२०।॥ 


जोघपुर०, है, पृ० ३६६; यर्टी*, 


दी 4 


४. फाल०, रे; पृ० ३४६।॥ चहार०, (ईलिपट०, ८, पृ० २२६) के अनुसार 

माधोतिह वे: पात २० हजार घृड़लदार व २० हजार पैदल सेना थी । दीर० 

(३, पृ० ६३०५) के शनुसार साथोसिह के पास 

जऊोधपुर०, (३, पृ० ४०० ) दे। घनुसार 

सेना पी | रने० (१० ७०) के पनुसार 
हुझार सेना पी । 


६० हजार सेना थी । 
भाधोतिह के पास ठुल ७० हजार 
इस समय साधोतप्िह के पास छल 


्र्ट 


५... ज्यघएुर०, हें, पृ० ४००; दोर०, ३, पृ८ १३०४; रेझ०, २, पु० ३८5२१ 


८२ ] ह भरतपुर महाराजा जवाहर्रससह जाट 


शिवचन्द के नैक्षृत्व में कोई तीत हजार राठौड़ सेना उसके साथ भेजी ।१ उसी समय 
घूला के ठाकुर दलेलसिह, जयपुर के दीवान हरसहाय खन्ी श्रौर बरुशी गुर्सहाय 
घत्रो के नेतृत्व में कछवाहा सेवा ने जवाहरसिंह को युद्ध के मैदान में छुनौती देने के 
लिए कूच कर दिया ।* 
(४) मावण्डा युद्ध:-- 

पुष्कर से देवलिया होता हुआ जब जवाहरसिह दिसम्बर १४, १७६७ ई० को 
वारनोल से २३ मील दक्षिण पूर्व में मावण्डा3 नामक गांव के निकट पहुँचा तब 
उसका पीछा कर रही. कछवाहा सेना बहुत नजदीक झा पहुँची |” जवाहरसिह के 
पास बहुत ही कम समय था । तव सैनिक दृष्टि से उपयुक्त मोर्चा लेने के लिए पुन 
उसके सामने तंग घाटी भी थी, जिससे जवाहरसिह के लिए विकट समस्या उठ खड़ी 
हुई । श्रतः अभ्रव उसने अपना सामान आगे भिजवा दिया और जवाहरपिह स्वयं युद्ध 
के लिए अपनी सेना को व्यवस्थित करने ही लगा था कि जाटों के खून के प्यासे कछवाहा 
सैनिक उस पर दृट पढ़े ।* जाठों ने भी श्रपती श्रोर से जयपुर सेवा पर प्रत्याक्रमण , 
कर कछवाहा सेना के प्रथम श्राक्ममण को श्रसफल ही पीछे धकेल दिया । कछवाहों 
का तोपखाना तथा उनकी पँदल सेना तब तक वहां नहीं पहुँच पाई थी।* 

कछवाहों की इस प्रारम्भिक विफलता से लाभ उठा कर जाट सेना तब अ्रपने 
सामने की तंग घाटी में प्रवेश कर गई, क्योंकि वह चाहती थी कि इस घाटी को 
शीघ्रता से पार कर दूसरी श्लोर के मैदान में पहुँच जावे, लेकिव्‌ घाटी काफी 
शस्बी थी । इधर जाट सेना जब घाटी के मध्य तक पहुँची तब तक दोपहर के समय 
कोधोन्मत कछवाहा सेना पुनः संगठित हो वापस उसके पीछे भा पहुँची और निर्भीकता 


१, जोधपुर०, ३, पु० ४०११ 

२, जोधपुर०, ३, प्रृ० ४०१; बीर०, ३, पृ० १२०५ । 

३, * सावण्डा रींगस-रेवाड़ी दिल्‍ली की लाइन पर जयपुर से ठोक उत्तर में ६० 
मील की दूरी पर रेलवे स्टेशन है । 

« रने०, प्रृु० ७०। रे 

५. वैण्डल०, पृ० १०८; पे० द०, २६, प० सं० १६२; पे० द० (नई), है» 
प० सं० १४४; जोधपुर०, ३, पृ० ४०१; दे० क्रा०, १० ६३६३ जादुस० 
पु० २०८; जयपू र०, पृ० ३१८। 


६. रैने०, पु० ७०। ' 


पृष्कर में जवाहरसिह भ्रौर उसके परिणाम [ ४३ 


व निर्देयता के साथ, उसने जाट सेना पर पूरे वेग के साथ श्राक्रमण कर दिया ।" 
जाट सेना ने भी पीछे मुह कर कछवाही सेना का सामना किया और जाटों की 
तोपों ने कछवाहा सेना पर भ्राग उगलना प्रारम्भ किया, लेकिन युद्ध को क्रिड़ांगन 
समभने वाले राजपूतों ने मृत्यु का सहज झालिगन कर सामने डटे रहे और भ्रन्त में 
तलवारें निकाल कर जाट सेना का संहार करने को उन पर टूट पढ़े। बहुत ही 
भयंकर लड़ाई होने लगी श्लौर तंग घाटी से रुधिर की नदी बह निकली । ३ 
तब तो जवाहरसिंह की जाट सेना के पर भी उखड़ गये । वह अपना तोपखाना, 
सामान श्लौर यहाँ तक कि अपने राजा को भी छोड़ कर रण भूमि से भाग खड़ी हुई,3 
जिससे वहाँ सर्वत्र श्रव्यवस्था फैल गई | इस परिस्थिति में भो यूरोपीय सेनानायक 
समरू श्रौर रैने मादे के सुशिक्षित सैनिक दलों ने बड़ी बहादुरी और धैर्य दिखाया 
तथा साथ ही शत्रु का सामना करते रहे ।४ यद्यपि दूसरी सेना सूर्यास्त से पहले ही 
भाग निवाली थी, ये सैनिक दल राशि होने तक उसी घाटी में डटे रहे भर जवाहर- 
सिंह की रक्षा करते रहे । श्रंघेरा हो जाने के वाद वे उसे श्रपने साथ बचा करे 
चापस श्रपने राज्य में सुरक्षित ले श्राए । किन्तु जाट सेना की ७० तोपें, हेरे व प्रन्व 
सामान युद्ध भूमि में ही छोड़ कर उन्हें डीग की भोर जल्दी-जल्दी लौट जाना पढ़ा ॥*ै 
एस युद्ध में दोनों पक्षों के मिला कर लगभग १० हजार संनिक मारे गये | * 





१. रेने०, पु० ७०; दंश०, ४, पृ० ३७२१ ॥ 


देण्डल०, पृू० १०८; चहार० ईलियट०, ८, पृ० २२६; बश ० ४, पृ० ३७२+- 
३७२५; दीर०, ३, पृ० १३०५१ 

६६ इंण्डल०, पृ० ९०५८१॥ 

हु रेने०, पृ० ए०।॥ 


कम छंप्ट्ल०, पृ० १०८; रने०्, पृ०८ ७१; 


चहार० इंलियट०, ८ १० २२६; 
जोधपुर०, ३, पृ० ४०३; फाल०, २, पु० 


३५०१ 

६५. रेने०, पृ० ७० | फाल० (२, 2० ३५० ), मयुरा० (पृ० १८५४) के झनुतार 
एस युद्ध में कुल पांच हजार सैनिक ही मारे यये थे । चहार० (ईलियट०, र, 
प० २६६ ) के घनुसार केदल जदाहरसिह के हो २० हजार घुट्सवार ये 
पेंदल से निक मारे गये थे। लेक्षिन्‌ चहार० का कयन धतिशदोक्तितृर्ण लगता 
:, दयोंति रँने मादे जो हस युद्ध में उपस्यित था घोर जवाहर्रातह की ओर 
से एड सेनानायझ् देः रूप में युद्ध लड़ा था। वह अपने संस्मरण् में दोनों 
एक्षों दे: मारे जाने दाले दैनिकों की सस्या १० हजार बताता है, जिम्ते हो 
मान्य किया जा सशता है। इस रूप में पह स्पप्ट है क्वि चहार० में दी पं 
उ॑ं निए संस्णा मान्य नहों हो सकती । 


पड ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


देण्डल के अनुमार केवल राजपूतों के ही दो-तीन हजार सैनिक काल के ग्रास व 
घायल हुए थे ।१ इनमें से अ्रधिक्रांध राजपूत्र तोय्ों की मार से खेत रहे, किन्तु इन 
वीर और निर्भीक राजपूतों ने तोपों का आश्चर्यजनक वीरता और साहस के साथ 
सामना क्रिया था। जयपुर के करीब-करीव सभी सेनापतियों ने व बड़े-बड़े सरदारों 
ने वीर गति प्राप्त की । दीवान हरसहाय खतन्नी व बरुशो गुरसहाय खन्नी और जयपुर * 
सेना का प्रवाव सेनानायक थूला का ठाकुर दलेलपिह अपने लड़के व पौन्र के साथ 
घराशायी हुए ।* जिसके फलस्त्ररूप तब जयपुर के कितने ही सामस्त परिवारों में 
कैवल ग्राठ-दस साल की झायु के ही बच्चे रह गये ।3 


यद्यपि यह युद्ध श्रनिर्णायक ही रहा तथापि इसमें जवाहरसिंह की स्पष्ठतया 
हार हुई थी । ऐसा भयंकर युद्ध जाट इतिहास में पहले कभी नहीं हुग्ना । इस युद्ध से 
जाटों की शक्ति व प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, जिसका परिणाम जवाहरंसिह के 
लिए बड़ा घातक हुआ । वह वच कर किसी प्रकार वापस लौट आया, परन्तु यहीं से 
जाट राज्य का सूर्य ढलने लया ।४ 


(५) कामा का युद्ध:-- 

पराजित जवाहर्सिह भरतपुर पहुँच कर पुनः अपने विजयी होने का दावा 
करने लगा ।* तब मावण्डा युद्ध में सफल माधोसिह पुनः जवाहर से बदला लेने हेतु 
प्रयत्नशील हुआ । मावण्डा में जवाहर की पराजय से उसके अनेकानेक श्रन्य शत्रु भी 
पुनः उठ खड़े हुए। चम्बेल पार के उसके शप्राधीन क्षेत्रों में मराठों ने पुनः 
गड़बड़ मचाता प्रारम्भ कर दिया ।१ माधोसिह ने नजीवुद्दौला को पत्र लिखा कि 
ग्रव समय जाट राज्य को समाप्त करने का श्रा गया है। फरु खनगर का नवाब 
मुसावी खां जो कि एक साल पूर्व ही जवाहर की कंद से मुक्त किया गया था, अन्य 
शहेलों के साथ संगठित होने लगा । माधोसिह ने मुगल सम्राद्‌ शाह आलम द्वितीय 





«  चंण्डल०, पृ० १०८॥ 

जोधपुर०, ३, पु० ४०२-४०३; घीर०, रे, पृ० (३०५॥। 

जादूस०, ० २११॥ 

रैने०, पु० ७१; चहार० ईलिपट०, ५, पृ० २२६; हरसुख० ईलियट०, ५, 
पु० ३६५; दि० क्रा०, पु० १३६; जादुस०, पृ० २०६; मथुरा०, १० (८४- 
१८५; पूु्वे०, प्ृ० १६१ । 

फाल०, २, पृ० ३५० । 

६. वेण्डल०, परु० १०८॥ 


हा (0 :० 


्ट 


पुष्कर में जवाहरसिह और उसके परिणाम [. ५५ 


को भी सैनिक सहायता करने के लिए पत्र द्वारा प्राथना की ताकि जाटों को पराजित 
कर पुनः आगरा किला उनसे लिया जा सके और उसे सम्राट्‌ की राजधानी बनाया 
जावे |! 

इसके तुरन्त बाद १६ हजार सेना" लेकर माधोसिंह ने जाट राज्य पर 
प्राक्मण कर दिया । जवाहरसिह इस ग्लायी हुई विपत्ति का सामना करने में स्वयं को 
प्रसमर्थ पा कर सिक्खों को श्रपनी सहायता के लिए बुलाया, तब कोई १० हजार 
सिकख उसके साथ झा मिले ।३ अपने सुयोग्य स्वामिभक्त सेनानायक रैने मादे के 
मासिक वेतन में जवाहरासह ते ५ हजार रुपग्रे की वृद्धि करके उस्ते और संनिकों को 
भर्ती के लिये भी श्रादेश दिये ।* माधोसिह ने ससेन्‍्य कूच कर अ्रपनी सीमा के प्रन्तिम 
थाने कामा के पास जाट राज्य की सीमा पर पडाव किया । जवाहर ने भी माधोंपिह 
के सामने नतमस्तक होने की श्रपेक्षा अयने भाग्प का निर्णय रणभूमि में ही करना 
उचित समझा । फलस्वरूप फरवरी २९, १७६८ ई० को दोनों सेनाओं में घनधोर 
संघ हुआ ।* 

एस युद्ध में जाटों की बुरी तरह से हार हुई। उनके ४०० सैनिक मारे 
गये । उनकी सिकख सेना का सेनापति दानशाह घायल हुआ ओर वह अपने सिकक्‍्ख 
साथियों दे साथ भाग निकला | इस पर जवाहरतिह ने अपनो रक्षार्थ ७ लाख रुपये 
मासिक पर २० हजार सिवस्ध सेना को पुनः आमन्तित किया ।६ 


शुजाउद्ौला, मराठे, रुहेला श्लौर माधोरसिह सब ही इस नवोदित जाट राज्य 
को समाप्त कर देना चाहते थे । शाह झ्रालम द्वितीय ने माधोस्सिह को पत्रोत्तर दिया 
कि वह श्रागे बढ़ कर श्रागरा पर श्रधिकार कर ले। उसकी सहायता के लिए 
पसादी खां को भेजा जा रहा है |» शुजाउद्दौला ने भी अंग्रेजों को जाटों के विरुद्ध 
४ घजकणाण>़फससफ सकअकअअ्__ _-ते-त जन 
फेलेण्डर०, २, प० स० २२४; जाटूस० पृ० २१२॥ 
र्‌ यद्यपि रेने मादे ने साधोतिह के साथ इस समय ६० हजार सेना होना लिखा 
(न०, पृ० ७१), यदुनाथ सरकार इसे श्रतिशयोक्ति ही मानते हूँ और 
नऊ शनुत्तार त्तत माधोतिह के साथ केवल १६ हजार सेनिक थे (फाल० 
१ पृ० च्श ५ ) | 
फाल०, २, पु० ३५१। 


९ रचेठ, पु० ७६ | 


२ 6| ८35 


हा 


/ः 


फाल०, २, पृ ३५१। 


2? 
न 


पाल«, 5, पृ० ३५१; भयरा०, ठृ० १६५। 


छः पंलेप्टर दर ह् 2. 
# लण्ट्रल्, २, प० संण ८ 


८६ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


उनकी सहायता करने के लिए लिखा। लेकित्‌ श्रग्रेजों ने जवाहरसिह से की गई संधि पर 
हृढ़ता श्रौर ईमानदारी के साथ पालन करना ही उचित प्मझा। अंग्रेजों की स्वीकृति 

नहीं होने से शुजाउद्दौला में इतना साहस नहीं रहा कि वह जवाहर के विरुद्ध कदम 
उठा सके । अ्रव ॒माधोपिह ने देखा कि उसको कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल 
रही है और उधर जवाहरसिंह के प्िक्ख साथी उसकी सहायता पर पहुँचने वाले थे, 
श्रतः वह निराश हो गया ।) उसने सिक्‍खों व जवाहर की सम्मिलित सेना से भिड़ 
जाना उचित नहीं समझा श्रौर जवाहर से समझौता कर वह अपने राज्य को वापस 


लौट गया ।* 
(६) मराठों के श्रधिकार क्षेत्र पर चढ़ाईयां:--- 


जब जवाहरसिंह मराठों को उत्तर भारत से वाहर निकालने के लिए मराठा 
विरोधी श्रायोजन बनाने के लिए पुष्कर रवाना हुआ, उसी समय चम्बल पार का 
जो प्रदेश उसने जीत कर अपने झ्राधीन कर लिया था, उसमें मराठों ने वहां उधम 
मचा कर गड़बड़ पैदा कर दी शऔर उसे वापस जीत लिया ।3 मावण्डा युद्ध में माघोसिह 
से पूर्णतया पराजित होने पर भी वह सर्वथा निराश होने वाला नहीं था । उसने पुनः 
मराठों के श्रधिकार क्षेत्रों पर चढ़ाई प्रारम्भ कर दी । उसने दानशाह के नेतृत्त्व में 
एक सिक्‍्ख सेना जनवरी १, १७६८ ई० को पहाड़ गांव पर हमला करने के लिए 
भेजी । दानशाह ने बालाजी गोविन्द को युद्ध में पराजित कर दिया । वहाँ से भाग कर 
बालाजी गाविन्द ने कोठेरा में शरण ली ।४ 

इसी बीच माधोति]ह के पुनः श्राक्रमण की सम्भावना से जवाहर भी उससे 
युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगा था, तथा कामा के युद्ध के वाद, उसका माघोसिह 
से समभौता हो जाने के बाद, उसने पुनः मराठी क्षेत्रों पर चढ़ाई प्रारम्भ की । अपने 
स्वामिभक्त सेनापति रैने मादे को उसने पड़ौस के ही एक राजपूत सरदार के किले 
पर अ्रधिकार करने भेजा, जो कोई डेढ़ महीने में उस पर झ्धिकार कर पाया ।* 
इन्हीं दिनों में जाट सेना भदावर क्षेत्र में पहुँची श्लौर वहाँ पुनः भ्रपना झ्राधिपत्य स्थापित 





जादस०, पु० २१४॥ 

रैने०, पृ० ७१; जादस०, पृ० २१४-२१६ । 
पे० द०, २९, प० सं० ७४, प४। 

पे० द० (नई), हे, प० सं० १४६ ॥ 

रैने०, पू० छ७ए। 


रह है दूण (० (७ 


पुष्कर में जवाहरसिंह भ्रौर उसके परिणाम 


करने को प्रयत्तणील हुई । तदनन्तर जाट सेना ने भ्ठेर का घेरा डाला श्लौर उस पर 
प्रधिकार करने के बाद मराठों के विषद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मई, १७६८ 
ई० में जवाहरसिह ने गोहद के जाद राणा से समझौता किया। जाट सेना की 
गतिविधियों में तेजी लाने के लिए जून, १७६८ ई० के भ्रन्तिम सप्ताह में जवाहरथिह 
स्वयं भिण्ड पहुँचा और कुछ समय तक वहीं ठहरे रहने के वाद वह तो वापस लौट 
गया । जुलाई, १७६८ ई० के उत्तरार्द्ध में सिक्ख सेनापति दानशाहू और जवाहर्रातह 
का छोटा भाई रतनसिंह भी भिण्ड में जाट सेना के साथ आ मिले, तब सम्मिलित 
रूप से तीन हजार सेना के साथ इन्होंने घुदा के किले का घेरा डाला । इसके कुछ 
ही दिनों बाद एकाएक जवाहरसिह के मारे जाने के समाचार पहुँचे । जवाहरसिह के 
मदोदीत उत्तराधिकारी रतनाउह को तत्काल ही दापस डीस लोट जाना पढ़ा और इस 
क्षेत्र में जाट सेना की गतिविधियां शिधिल हो गई ।* 


जवाहरसिंह का अन्त 
और उसका मूल्यांकन 


९ 





(१) जवाहरसिह की मृत्यु:-- 

वीर श्रौर साह॒ती जवाहर जो अपने समय में उत्तरी भारत का एक शक्ति- 
शाली राजा था, जिसके सैनिक बल से प्रभावित हो श्रग्रेजों ने उसके साथ दोस्ती के 
लिए हाथ बढ़ाया था। भरतपुर के ऐसे देदीप्यमान सितारे का करुणाजनक अन्त 
हुआ । 

जनसाधारण में प्रचलित किवंदन्तियों के श्राधार पर ग्राउज ने भ्रपनी पुस्तक 
“एु डिस्ट्रीक मैमोयर्स आफ मथुरा” में लिखा है कि “जयपुर के राजा के इशारे पर 
किसी व्यक्ति ने जवाहर को आगरा में कत्ल कर दिया ।”! कानूनगो के विचारानुस्तार 
जयपुर के साथ हुए युद्ध के श्राठ महीने बाद ही उसका यों कत्ल किया जाने पर इस 
प्रकार का संदेह होता स्व/माविक्र है ।* यह सत्य हैं कि जयपुर का राज्य परिवार 
इससे सदैव भयभीत रहता था, उन्हें जवाहर के मारे जाने पर अत्यधिक प्रसन्नता 
भी हुई होगी, किन्तु इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है कि उन्होंने ही 
ऐस। कराया हो। चहार गुलजार-ए-शुजाई के लेखक के श्रनुसार ऐसा कहा जाता है 
कि जवाहर ने एक सैनिक को भ्रपता सहयोगी एवं परम मित्र बना लिया था। उसे 
उच्च पद भी दिया गया । इस सैनिक से कोई अपराध या अनुचित कार्य हो गया 
था । इस कारण राजा ने उसको अपमानित करके उसके साथियों के समक्ष उसे 
नीचा दिखाया । अ्रतः इस व्यक्ति ने अपने सम्मान के प्रति सजग होकर जवाहरसिंह 
का किसी भी प्रकार से कत्ल करने का निश्चय किया । एक दिन जाट राजा श्रपने 


# ब्क 
ि  पियक लक कम 


१, ग्राउज०, द्विं० सं० (१८८० ई०), पृ० २६१ 
२. जादूस०, पृ० २१७। 


जवाहरतिह का श्रन्त श्रौर उसका मूल्यांकन [ ८६ 


कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए गया, तब वह व्यक्ति भी उसी समग्र घोड़े पर 
सवार हो ढ़ाल और तलवार ले वहाँ जा पहुँचा तथा वहाँ कुछ अन्य व्यक्तियों के 
साध जवाहरसिंह भ्सावधान खड़ा था, तब इस व्यक्ति ने वहाँ जाकर जवाहरसिह को 
प्रपनी तलवार से मार गिराया श्लौर चिललाया “मेरी बदनामी और मेरा जो अपमान 
तुमने किया था, उसकी यह सजा है |") 


इसी प्रकार 'सियार-उल-मुतखरिन' में गुलाम हुसेन लिखता है कि “जवाहर- 
सिह ने सदा (? हैदर) नाम के एक चौबदार को अपने सरदारों से भी ऊँचा भ्रधिकार 
दे दिया था, जिससे उन लोगों को अत्यन्त ईर्ष्या हुई । उन्हीं सरदारों ने किसी व्यक्ति 
को भड़का कर जवाहर को कत्ल करा दिया ।”* लेकिद उक्त दोनों ही लेखकों के इन 
बाथनों की पुष्टी श्रन्य किसी समकालीन प्रामारिक एतिहासिक ग्रथ से नहीं होती । 
परत: इन्हें भी मान्य नहीं किया जा सकता है । 

रंने मादे उस समय जवाहर को सेवा में था, तथा इस घटना को उसने स्वयं 
देखा था। उसने प्रपने संस्मरण में लिखा है कि “नगर के बाहर जवाहरसिंह ने एक 
सुन्दर बाग लगवाया था। उसी में एक दिन वह हाथियों की लड़ाई देखने गया । 
उस समय एक ऐसे व्यक्ति ने तलवार का वार किया, जिसे भ्रभी तक कोई व्यक्ति 
पहचानने में समर्थ नहीं हुप्ना है। उस श्रादमी ने तलवार के एक ही वार से राजा का 
सिर बाट डाजा। राजा के सब श्रादमी तत्क्षण ही हत्यारे पर टूट पढे ग्रौर उसके ट्ुकढ़े- 
टुबढ़े कर दिये, जिससे उसको पहचानना भी सम्भव नहीं रहा ।/3 


सुदूर बंगाल में राजा शितावबराय को भी यही सूचना मिली थी कि हाथियों 
व लट्टाई देखते समय जवाहरसिह की हत्या कर दी गई ।४ मजमुल-प्रखबा में 


एन्यूखराय ने भी एसी बात की पुष्टि की है कि जब जवाहरसिह हाथियों की लड़ाई 
एस सटा था, तब एक दुष्ट ने उसकी हत्या कर दी, उस हृत्यारे का नाम नहीं 
गलग डा ३ 


सदा है ।* यों स्पप्टतया इस सम्वम्ध में रैने मादे का कथन ही सही प्रौर 
दश्दयसमाय जान पहता | 


आिज--+__+_+__-........ 


घटार० इंलिपट०, ८५, ५० २२६१ 


9 नीम 
न्‍ + 


तिपर०, ४, प० ६४; जाटस० प० २६८।॥ 


अं 
न 


६० हू भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


इस प्रकार श्रगस्त, १७६८ ई० के प्रथम सप्ताह के श्रन्त के लगभग" 
जवाहरपसिह की ह॒त्या की गई और उसके साथ ही उस नवोदित जाट राज्य का शौर्य, 
साहस श्रौर सौभाग्य का भी श्रन्त हो गया । पूर्ण प्रखरता से तप रहा जाट राज का 
सौभाग्य सूर्य श्रव बड़ी तेजी से श्रस्ताचल की ओर अ्रग्नसर हुआ और जाट-जीवन- 
संध्या कम और विरोधों रूपी बादलों से श्रंधकारपूर्ण ही रही । 


(२) उसका चरित्र और उपलब्धियाँ:-- 


जवाहरसिह श्रपने पिता की ही भांति एक वीर और. निर्भीक सैनिक, 
दुःसाहसी सेनापति और कठोर शासक था | उसे न मृत्यु से डर और न ईश्वर का 
भय था | युद्धश्रिय जवाहर कठिन से कठिन परिस्थितियों में और दुरूह उलभजनों से 
भी नहीं घबराता था। उसने अपने-जीवन काल का अधिकांश समय युद्धों में ही 
' बिताया और प्रत्येक युद्ध में उल्लेखनीय वीरता का परिचय दिया । इन सारे युद्धों में 
उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया । उसके शासन काल में उसको सेना में कोई 
विद्रोह या उपद्रव नहीं हुआ ।* 


भ्रपने समृच्ते शासन-काल में जवाहरसिंह किन्‍्हीं तीव-चार महीनों तक 
लगातार शान्तिपृवेक राजधानी में नहीं रहा । निरन्तर युद्ध रत रहते हुए भी, उसने 
अ्रपने राज्य के शासन प्रवन्ध की ओर बराबर ध्यान दिया । यद्यपि वह शबज्रुओं के 
साथ वरावर युद्ध करता रहा, उसने भ्रपने विरोधी सरदारों का दमन किया ओर 
उसका प्रतिहन्द्दी भाई नाहरसिह जयपुर को भाग गया तथापि उसके राज्यक्षेत्र में 


१. चहार-इ-गुलजार' के श्राधार पर कानुनगो ने जुन-जुलाई, १७६८ ६० (सफर, 
११८२ हि०) में जवाहरसिह की हत्या होना लिखा है (जाद्स० पृ० २१७) । 
यदुनाथ सरफार फे श्रनुसार श्रगस्त माह के प्रारम्भिक दिनों में यह घढना 
घटी थी। (फाल०, २, पृू० ३५१) ॥। श्रगस्त २, १७६८ ई० को लिखे गये 
एक पत्र सें जवाहरासह फी सेना का उल्लेख है, जिससे स्पष्ठतया 
प्रामारित होता है कि तब तक जवाहरसिह जीवित था (पे० द० (नई), 
३, प० सं० १६३) । पुनः श्रगस्त ११, १७६८ ई० को विश्वासराव लक्ष्मसर 
के नाम लिखे गये केसरीसिह फे पत्र में जवाहरसिह की मृत्यु के समाचार की 
सूचना दी गई है (केलकर०, पृू० ३६५-३६६, प० सं० ४६), जिससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि यह घटना उससे कुछ ही दिन पहले श्रगस्त ७-८, 
१७६८ ई० के लगभग हुई होगी। ः 

२. वेंण्डल०, पु० १०६; जादस०, पु० २१८-२१६ | ; 


जवाहरसिंह का श्नन्‍्त और उसका मूल्यांकन [ 6९६! 


कभी कहीं कोई अशान्ति नहीं हुई ।१ झाय-व्यय का ब्यौरा न देने वालों को 
दण्ड देकर वित्तीय व्यवस्था में भी उसने सुधार किये। कला की ओर भी जवाहरसिंह 
मे पूरा-पूरा ध्यान दिया । उसने पिता सूरजमल की मृत्यु के बाद गोवर्थत में उसकी 
स्मृति में जवाहरसिह ने कुसुम-सरोवर के तट पर राधा कुण्ड के निकट एक अत्यधिक 
सुन्दर विशाल छत्नी का निर्माण करवाया, जो ऐतिहासिक ब्रज-प्रदेश में स्थापत्य 
वाला की जाट शैली का प्रनुपण. नमूना है।* उसने अनेक वाग-बगीचे भी 
लगवाये थे ।2 
राज्य की शान्ति श्रौर सुव्यवस्था के लिए सैनिक शक्ति का महत्त्व समझ 
बारके उसने श्रपनी सेना को यूरोपीय ढंग से संगठित और सुशिक्षित किया । यूरोपीय 
सेनानायकों व सैनिक दलों को अ्रपनी सेवा में रखा ।* वह सैनिकों आदि को समय 
पर वेतन दे दिया करता था ।॥* सैनिकों का उत्साहवर्द्धन के लिए समय-समय पर 
उनको पुरस्कार देता श्रौर वेतन वृद्धि भी करता रहता था ।* उसने राज्य के सभी 
विरोधी तत्वों को समाप्त कर दिया था, तथा अपने पीछे एक सुत्यवस्यित राज्य 
दोड़ा था। उसकी सेना में पूर्ण रूप से भ्रनुशासन व्याप्त घा । यही कारण है कि 
उसके श्रयोग्य भर श्रत्यधिक विलासी उत्तराधिकारी रतनसिह की भी श्राज्ञा का 
पालन उसकी सेना ईमानदारी श्रोर स्वामीभक्ति के साथ करती रही ९ 
इतना सब बाद होते हुए भी उसके स्वभाव झोर चरित्र में कई ऐसे दोष थे 
जिन्होंने उसके गुगो पर अभ्रपनी बाली छाया डाल दी । वह प्रपने पित्ता के विपरीत 
प्रत्यधिक अ्रपव्ययी, शान-शौकत दिखाने को व्यग्र, विलासी धौर कामुझ था ॥7 बह 
रुपये का बरई गूल्य नहीं समभता था। उन्हें दह पानी की तरह बहाता था 


। युवक 
राजा पर भुगलों को शान-शोवात, रंग-रैलिया, 


रहन-सहन, खान-पान प्रादि का पूर्ण 


प्रभाव था | पहनाव शोर रहनत-सहन में वह मुगल शाहजादों का प्रनुवरण करता 





९६. जाीट्स०, पृ० २६८-६१६; पदु०, पु० ३२५३ । 


7 
शज़ाउज्ञ 6, पृ० ६६१, श्द 


ह्त. »औ 
० ५ 
4 | 


सत०, ए० ७४६; यदु० पृ० ३६१॥। 
४, छेगम ०, प० ६; रने०, ६६। 
हक ह्ष्श्ल 7०, ए० $०६९॥ 
६, एरंडेन,प० एर । 


७. जाइस०, प० २१५६। 


८. ध्प्श्यण्, ए०ए ६०६; फाल>, २, ए० ३०६ 


५ चऋक 


६२ ] भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


था|) यथा राजा तथा प्रजा के अनुपार समाज में भी इस प्रकार की प्रवृतियां आने 
लगीं थीं | कानगो के अनुसार देश में सभी नये-तये लिवासों, तौर-तरीकों या आचार- 
विचार की पूर्ण छाया कुम्हेर शौर भरतपुर में देखने को मिलती थी । इन केन्द्रों में 
नये समाज की स्थापना के साथ जाटों में रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान, भाषा 
आदि अन्य सभी क्षेत्रों में एकदम परिवर्तन आने लगा था ।+ 


जाट राजाओं में वह सबसे भ्रधिक शक्तिशाली था.। आगरा की जुमा मस्जिद 
को उसने बाजार के रूप में परिणत कर दिया था। आगरा में ही उसने कसाइयों 
की दुकानें बच्द करवा दीं तथा पशु बंध विल्कुल निपंध कर दिया गया । मुसलमान 
धर्म के लोगों के साथ वह कठोरता का व्यवहार करता था । अजां देने की सख्त मनाई 
कर दी थी । अजां देने पर एक व्यक्ति की आगरा में जवाह रतपिह ने उप्की जवान कटवा 
दी, परन्तु कानूनगो के अनुसार सूरजमल के इस सुयोग्य पुत्र के लिए वास्तव में यह एक 
अशोभनीय वात थी, क्योंकि सूरणमल ने आहत शमशेर बहादुर को शरण दी थी झौर 
उसका देहान्त हो जाने पर कुम्हेर में उसकी कन्न पर, अस्थियों का आदर करके उन 
पर मकबरा और मस्जिद बनवाये थे ।3 


जवाहरसिह अत्यधिक विलासी और कामुक था। उसके इस दोष ने ही 
उसके अन्त को निमन्त्रण दे दिया था । वह स्वर नाहरसिह की सुन्दर स्त्री पर आसक्त 
था, भ्रत: जब नाहरसिह की मृत्यु हो गई तब उसकी विधवा को अपने हरम में रखते 
के उद्दे श्य से ही उसने जयपुर राजा माधोप्तिह से उसकी मांग की ।४ माधोसिह उसकी 
यह मांग पूरी नहीं कर सका एवं दोनों में मनमुटाव हो गया । इसी प्रकार इमाद- 
उल-मुल्क की स्त्री से भी वह प्रेम करता था ।* लेकिद्‌ उसमें सबसे बड़ी कमी यह 
थी कि उसमें उपयुक्त कूटनीति ओर गत्यावश्यक दूरदर्शिता का पूर्ण श्रभाव था । वह 
कभी-कभी अत्यधिक उदार हो जाता था तो कभी छोटी गलती के लिए भी भयंकर 
दण्ड दे देता था | यों ही उसने अपने भाई रतनसिंह के पुत्र के जन्मोत्सव पर वर के 





फाल०, २, पृ० ३२२२; यदु० पृ० ६१६२ ॥ 
जादस०, पु० ९२२२॥ 
जादस०, पृ० २२०-२२१॥ 


चंश०, ४, पृ० ३७१८; जयपुर०, पु० ३१८॥ 


हद 4० (० 


५. वचैण्डल०, प्रु० €प । 


जवाहरसिंह का प्रन्त श्और उसका मूल्यांकन [ ६३ 


बहादुरसिह और फर्ुं खनगर के नवाब मुसावी खां जैसे खतरनाक राजनैतिक कैदियों 
को भी मक्त कर दिया ।* अतः निष्कर्ष रूप में कानूनगों के अनुसार जहाँ उसके 
मिय्रगण उसे एक योग्य राजा, साहसी, तड़क-भड़क का प्रेमी भौर उदार व्यक्ति के 
रूप में देखते थे और उसके शम्रु उसे जिहो, खुखार, तानाशाह, भूखा भेड़िया तथा 
प्रविश्वसनीय छल-कपटी व्यक्ति कहते थे ।* 

वस्तृत: ईसा की १८वीं शी के मध्य में उत्तर भारतोय राजनैतिक आकाश 
में जवाइरसिह घृूमकेतू की तरह एकाएक चमका और उसी तरह सहसा पूणेतया 
लुप्त भी हो गया । पुनः इस उद् गृह के यों प्रकट होने श्रौर बाद में वैसे ही अद्ृष्ट 
हो जाने के श्रनेकों अ्नपेक्षित प्रभाव और परिणाम हुए, जिन्हें तत्कालीन इतिहास के 
पृष्ठो में देखा प्रोर समझा जा सकता है। 


(३) सन्‌ १७६८ ई० में भरतपुर राज्य का विस्तार 

यूरजमल की मृत्यु पर जबाहरसिह के अधिकार में जो जाद राज्य श्राया 
उसकी सीमाए रैने माद के श्रनुसार मोटे तौर से इस प्रकार सी-“गंगा का दाहिना 
तट इस राज्य की पूर्वी सीमा थी । चम्दल नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनातो थी । 
प्रगरा सूबे का जो पश्चिमी भ|ग॒ जयपुर राज्य के ग्राधीन था, वह ह#्स राज्य की 
पश्चिमी सीमा निर्धारित करता था । इस राज्य बी उत्तर सोमा दिल्‍ली सूबे के साथ 
लगती थी । यों पृ से पश्चिम तक इसकी लम्दाई १०० कोस की थी शौर उत्तर से 
क्षण तका इसका विस्तार ७० बगेस था । 5३ इस प्रकार कानुनगो के शब्दों में 
“भरतपुर के प्रारम्भिक दाज्य के साथ ही झागरा, धौलपुर, रोहतक, फर्म घनगर, 
मैवात्त, रेदाड्रो, गृश्गाव और मथुरा के जिले नी सूरजमल के मृत्यु समय उसके जाट 
शण्य के श्राधीस थे अलवर किला ओर क्षेत्र को भी हद ही जवाहरसिद मे 


मापातिह से छीन बार जाट राज्य में सम्मिलित वर दिया था ।* 


६. जाएुसल, पृ० ६६१६-२० । 


हर 


जावशारण प० २६० । 
३ 0 


डर 23 
न ४8४७०, ए८ १५ <- जापइटरा ष्ट 
प्‌ का 3४६:४६०, पु० का, 
ट जहर प्र 
पक तिल कलर 
६ 6 ह६० (साई)! $ फ्ज्स भ्ध छः ट 
ल्‍्ज्क 2 घध्र्& ६ घ७ 


द०, ए० म० ६८; एहर०, २, 


ध४ |] भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


जवाहरसिह ने राज्यारोहणा के समय जाट राज्य के उपयु क्त विस्तार क्षेत्र में 
जवाहरसिह ने निम्नलिखित क्षेत्र श्रौर भी जोड़ दिये थे-आगरा से दक्षिण में और 
चम्बल नदी के दोनों तटों पर फैला हुआ समूचा भदावर क्षेत्र, चम्बल के दक्षिणी 
तट पर सिकरवार, कछवाधार और तंवरधार क्षेत्र, डड्रोली, खितोली के साथ ही 
उत्तरी मालवा का भाग, कालपी-जालीन का सारा प्रदेश ।" 


जधार ग्रंथ-सूची 
अनुक्रमणिका 
शुद्धि-पत्र 


ग्ाधार ग्रंथ-सूची 


प्राथमिक प्रौर समकालीन प्रन्ध 
(प्र) श्रप्रकाशित 
(६) फारसी 
(१) प्रहवाल-ए-सलातीन-इ-मुताखेरीन (रघुबीर लायब्रं री, 
सीतामऊ) 
(२) प्रजाएद-उल-प्राफाक (ब्रिटिम म्यूजियम नं० प्रोरियण्टल 
१७७६ हस्तलिखित ) 
तजवी रात-उस्‌-सलातीन-ए-चगताइ-मुहम्मद हादी कामवर सा 
कृत, जिल्द २ (रघुदीर लायद्े री, सीतामऊ) 
(४) तारीख-ए-भालमगीर सानी-यदुनाथ पररार इहृत श्रग्रेजी 
भनुदाद (रघुदीर लायक री, सीतामऊ) 
(५) तारीख-ए-हिन्द-एस्तम घली खाँ हत । (रघुवीर लायब्र री, 
सीतामऊ) 
(६) तारीख-ए-शाकीर खानी-शाशीर खाँ कृत । (रघुदीर लाय- 
मर री, सीतामऊ) 


नी 
हि 
जी 


(७) दिल्‍ली क्ानिकल-यनुनाथ सरदार छत अंग्रेजी प्रनुवाद 
(रघृदीर लायक री, सीता मऊ) 

(८) पतूहात-दृ-भालमंगीरी-ईश्वरदास नागर इत। (रष्टबीर 
लायद री, सीतामऊ 


(१) मीरात-इ-हाफताइदुमा-प्रब्दुरंहमान हत । (रघुदीर लाय- 


१. प्र्छ 


ञ] ९-३ सारण 
रानागहउ 


६६] 


भरतपुर महाराजा जवाहरतिह जाट 


४ ६. राजस्थानी 


(१) 


(ब) प्रकाशित 


जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्‍द ३ (रघुबीर लायब् री, 
सीतामऊ) 


१. फारसी 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 


(६) 


२. फ्रच 


(१) 


३ प्रंग्रजी 


चहार गुलजार-इ-णुजाई हरिचरणदास कृत। (ईलियट और 
डॉसन, जिल्द ८) 

नजीवुद्दीला-संय्वद नृरुद्दीन हुसेन कृत, श्रव्दुरंशीद कृत अ्रंग्रेजी 
प्रनुवाद, प्रलीगढ़ । | 
नजीबुद्देला रहेला चीफ-विहारीलाल मुंशी कृत, यदुनाथ 


, सरकार कृत श्रंग्रेजी श्रनुवाद । (इस्लामिक कलचर, जिल्द !०) 


मभाप्तीर-इ-प्रालमगी री-यदुनाथ सरकार कृत शअ्ग्रेजी भनुवाद। 
मजमूल अभ्रखवार-हरसुख राय कृत (ईलियट पशौर डॉसन, 
जिल्द ८) 

लाईफ प्रॉफ नजीवुद्दोला-सैय्यद नृरुद्दीन हुर्सेत कृत, यदुनाथ 
सरकार कृत अंग्र जी अनुवाद (इस्लामिक कल्चर, जिल्द ७) 


मेमोयर्स प्रॉफ रने मादे-यदुनाथ सरकार कृत अंग्रजी अनुवाद 
(वर्गाल पास्ट एण्ड प्रजेण्ट, भ्रप्रेल-जून, १६३७, जिल्‍्द ५३, 
भाग २ क्र० सं० १०६) 


(१) केलेण्डर श्रॉफ पशियन कारेस्पाण्डेन्स, जिल्दें १-२ । 


(३) 
(३) 


४, मराठी 


(१) 
(२) 


परशियन रिक्राइंस झॉफ मराठा हिस्द्री-वेहली श्रफेयस, 
जिल्द १। 

स्टोरिया डो मोगोर, सनुची कृृत-विलियम इविन द्वारा अनु- 
वादित एवं संपादित, जिल्दें १-४ (बिब० इण्डिका) । 


प्रछारवीं शती के हिन्दी पत्र-डा० काशीनाथ केलकर द्वारा 
संपादित । हे 

चन्द्रचूड दफ्तर-द० वि० आापठे द्वारा संपादित, जिल्‍्द १ 
(पूना १६१६ ई० ) 


प्राघार ग्रन्घ-सूची 


[ ६€७ 


(३) हिंगणे दफ्तर-जी० एस० सरदेसाई द्वारा संपादित, जिल्द २ 
(पूना १९४७ ई०) 

(४) होल्कर शाहीच्या इतिहासाचीं प्ताधनें-वा० वा० ठाकुर द्वारा 
संपादित, जिलल्‍्द १॥ ;ल्‍ 

(५) सलेबशस्ज फ्राम पेणवा दफ्तर-जी० एस० सरदेसाई द्वारा 


(६) 
(७) 


संपादित, जिल्दें २९, २७, २६।॥ 

सलेक्शन्ज फ्राम पेशवा दफ्तर (न्यू सिरोज)-पी० एम० जोशी 
द्वारा संपादित, जिल्दें १-३ ॥ 

मराठाच्या इतिहासाच्रीं साधनें-वि० का० राजवाढ़े द्वारा 
संपादित, जिल्द १। 


४५. राजत्यानी 


(१) 
(२) 


श्राधुनिक ग्रन्थ 


वंशभास्कार-सूर्यमल मिश्रण कृत जिल्द ४। 
मलेवशम्ज फ्राम बनेड़ा प्रारकाइव्ज-संपादक, डा० एल० पी० 
माथुर भ्रोर डा० बे ० एस० गुप्ता । 


(धर) प्रग्नमृजी 


(१) 


(२) 


प्रहमदणाह दुर्रनी-गंडासिह इत ) 

एडिस्ट्रटट मेमोयर्स प्रॉफ मघुरा-एफ० एस०» ग्राउज कृत 

(६ितीय संस्करण ) 

एनलज एण्ड एन्टीविडटोज झ्रॉफ राजस्थान-जेम्स टॉड कृत, 

भ्रावसफोर्ड, (६२० । 

एशियाटिक एन्यूपग्रल रडिस्टर, (८०० ई० । 

ए हिस्ट्री धाफ दी सिख्स-जे० टो० कनिगम इत । 

घर्टो डिसायसिव देटत्ज प्राफ जयपुर-दाहुर नरेन्रसिह कृत । 
ट्‌ 

धोक भरतपुर-के० दी० एल« गुस्ता झत । 

हू हिस्द्ी घाफ दी मरादाज्-डो० एस० सरदेसाई कृत, 


पार्टोड एप्इ पोलिटिस्स इन दी मंगल दोटट ( १६०३-६६ ६४८० 


भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


(११) बेगम समझख-बी० एन० बेनर्जी कृत । 
(१२) भरतपुर भ्रप € १८५२६-डा ० राम पाण्डे कृत 
(१३) मालवा इन ट्रान्जिशन-डा० रघुवीरसिह कृत । 
(१४) लेटर मुगल्स-विलियम इविन कृत, जिल्दें १-२ ॥ 
(१५) शुजाउद्दोला-डा० ए० एल० श्रीवास्तव कृत, जिल्दें १-२ ॥ 
(१६) हिस्द्री श्रॉफ श्रोरंगजिब-यदुनाथ सरकार कृत, जिल्दें ३, ५। 
(१७) हिस्ट्री श्रॉफ जयपुर स्टेट-यदुनाथ सरकार कृत (प्रप्रकाशित, 
रघुवीर लायब्र री, सीतामऊ) 
(१८) हिस्द्री श्रॉफ जाद्स-डा० कालिकारंजन कानुनगो केत । 
(१६) हिस्द्री ऑफ सिरुस--डा० हरीराम गुप्ता कृत । 
(ब) हिन्दी 
(१) ईए्वरीसिह चरित्र-नरेन्द्रसिह कृत । 
(२) णोघपुर राज्य का इतिहास-गौरीशंकर हीराचंद श्रोफा कृत, 
जिल्द २। 
(३) पूर्व श्राधुनिक राजस्थान-डा० रघुबीरसिह कृत । 
(४) मारवाड़ का इतिहास-विश्वेश्वर घवाथ रेऊ कृत, जिल्द १। 
(५) यदुवंश-गगातिह कृत | 
(६) वीर विनोद-कविराजा श्यामलदास कृत, खण्ड २। 


अनुक्रमणिका 


प्रगर खा-५. 

प्रम्ताजी माणकेण्वर-२१, २२, २६. 

पनिश्दधसिह-( ६. 

अनुपगिर गुसाई -५२, ६४, 

ध्रफजल खा-३५. 

झन्दुन्नबी खा-२, ३: 

प्रच्दुल्ला खाँ बगस-४२ 

धब्दुसमद मुहम्मद जाई-२४, २५. 

धच्दुल भहमद खाँ-४९६. 

प्रसद छा-६२. 

प्ररादुलला खाँ-३० 

प्रहमदशाह भ्रब्दाली (दुर्रानी)-६३, १४, १६, २०, २ 
+भौर सूरजमन-२०, 7 ६, २२ 
-- भोर जवाहरसिह- २४, २५, २६, २७. 
--भौर झेंग्रेज-७०, ७६, 3२ 

पघालमगीर हितीय-२२. 

एमाद-उइल-मुत्द-१३, २२, २३, ४८, ६१ €२. 

एएदरदात (लेदद:)-४, ५, ६. 

्ररोतिह, राजा-(२, ७६. 


रादशिर एसाई-४५, ४ ४६४ 


भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


हे 'किशोरी, रानी-१५, ३६ फु० नो०, ४०. 

गंगाधर तातिया-४६, ह 

गाजी ठद्दीन-७२. 

ग्राउज-८८5. 

गुरसहाय खन्नी-८५२, ५४. 

गुलाम हुसेन (लेखक)-5८६९. 

गोकला जाट-२, ३, ४. 

गोविन्द सभाराम-६७५ 

घुड़ामम-६९, ७, ८५, ६, ४५. 

चेतराम, राजा-४८. 

छुबीलाराम, राजा-८५ 

छत्र प्ताल, राणा-६१, ६२. 

जगन्नाथ राव-५८० 

जयसिंह, सवाई (जयपुर)-5, ६, १०, ११, ७८० 

जवाहर खाँ-४. 

जवाहरसिह जाठ, महाराजा-१५, १६, २९६, ६०, ६१, ६२, ६३. 
--भ्ौर सूरजमल-१७-१६ 
--भौर दुर्रानी-२४, २५, २६, २७. 
--और नवाब मुसावी खाँ-३०, ३१, ३२ 
--भौर ताहरसिह-३६, २७, ५६, ५७ ४८, ५६९, 
- का राज्यारोहरणा-३४८- 
--+का नजीवुद्दोला से युद्ध-३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, 

४५, ४६, ४७, उप ४६९, ५०. 
--के विद्रोही सरदार-५१, ५२, ५३, ५४, ५५. 
--भौर मराठे-६०, ६१, ६२, ९३, ५४, ६४५, ६९, ६७ 
६८, ७६९, ८५९, ८५७. 

--भौर अँग्रेज-७०, ७१, ७२, ७३, ७४. 
--के यूरोपीय सेनानायक-७४, ७५... 
--और पुष्कर-७७, ७५. 
“-भौर माघोसिह-७८-८१..| 
--भौर मावण्डा युद्ध८२, ८३, ५४. 
“--भौर कामा युद्ध-प४, ८४. 


१०१ 
नुक्रमणिका [ 


-- की मृत्यु-८८-६०- 
--की राज्य प्तीमा-६३- ६४: 
जहान जाँ-२१, २२, २४, २७, ९८. 
जानोजी मोंसले-६१- 
जाबित खा-३५, ४६- 
जुगल किशोर-२८, २६- 
डोन पेडरो डि सिल्वा-७३, ७४, ७६- 
सेजराम फोठारी-४८. 
दलेलसिह, ठाकुर (घूला)-८२, ५४. 
दानशाहु-5०४५, 5६५, 5७. 
दिले रसिह-६१. 
नजीवुद्देला-१४, २०, २२, २५, २८५, ५५, ५६, ६१, ७०, ७६, ८४. 
--प्लौर सूरजमल-३१, ३२, ३३, ३४, ६५. 
--भौर जवाहरसिह-३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, 
४६ ५०, ५१: 

पसन्द राम-६३. 
सन्‍्दा जाट-७. 
नवलपिह-१५, ६१६. 
नागरमल-६ ३, २० २२. 
तारोशंकर-६ १. 
नाप्तिर खाँ-४४. 
नाहरसिह-५, १६, ३०, ३५, ३६, ३७, ३६, ४०, ५५, ५६, ५७, ५८-५६ ६१, 

८०, € ०, ६२. 
परसादी राम पंचोली-७७. 
प्रतार्पाहह नरूका- ७६, 
पते टश्नली खा-१२. 
पार खनगर-३५. 
फरं खप्तियर-८६. 
ददनसहू, राजा-२, ६, १०, ११, १२, ५४, ७८, ७६. 
इलराम-१७, १६, ३५, ३६ फु० नो०, ३८, ३६, ४८, ४५, ५१, १२, ५३, ५५. 
ध्टादुरशाह (मुगल सम्राट)-७. 
स्टाद्रसिह दह्गुजर-१३. 





भरतपुर महाराजा जवाहरसिह जाट 


: बहादुर्रधह, राजा-३६, ५४, ५५, ५६, १३. 
बालाजी गोविन्द खेर-६६, ५६. 
बिट्ठलराब-६८. 
बिशनधिह कछवाहा, राजा-६ 
वेदा रबख्त-५ 
भज्जा जाट-ऐ 
मकाजी लम्भाटे-५७ 
मनरूप महंता-८ १. 
मनुची-४. 
मल्हारराव होल्कर-४०, ४१, ४२, ४३, ४६, ४८५, ४६, ५०, ५१, 
५६, ४७, ४८५, ९०, ६१, ६३. 
महादजी कासी-६८ 
महादजी सिधिया-६१ 
मानसिह-६२. 
माधवराव पेशवा-७३. 
माधोतिह, राजा (जयपुर)-!१६, १७, ५८०, ७७, ७८, ७६, ८०, ८१, 
८४, ६५, ५६, ९२. 
मावण्डा-5८२. 
मिरजागिर गुसाई-६४. 
भीर छत्नाहिम-५- 
मीर कासिम-६६, ७०, ७१, 
भुसाधी खां, नवाब (फरु खनगर )-३०, ३१, ३२, ३३, ३२४, ५५, 
८४, ८घ५, ६३. 
मेघराज-४१- 
सोहकमसिह-६२- 
मोहनराम-१७, १९, ५१, ५२, ५३, ५५. 
मोहम्मद रजा खाँ-७२. 
याकूब भली-३४, ४९. 
रघुनाथराव-! ३े, ६९, ६२, ६३, ६४, ६५, ७३. 
रणजीततपिह- १५, १६: 
रतनसिह-१५, ५४, ६२, ८७, ६१, ९२. 
राजाराम-४, ५, ६८ 


१०३ 
प्रनुक्रमरिका ह [ 


राब्ट बलाईव-६६, ७०, ७१। ७३ 

रामकृष्ण मह॒न्त-४४, ६३, ६४ 

रामचेहरा-४- 

रूपराम कोठारी-१६, (७, ४०, ४६. 

रैने मादे-७५, ७६, ८३, ८५, ८५६, ८९, ६ २० 

विजयिंह राजा-७७, ७८, ८०, ८: 

विश्वसुख-४१ 

शमशेर बहादुर-२६ 

शाहप्रालम द्वितीय-६६, ७१, ७२, ५४, ८५. 

शाहकुली कोल-३ 

शितावबराय, राजा-८६. 

शिवदन्द सिघवी-८२, 

शुजाउद्दौला, नवाब (प्रवध)-६६, ७२, ७३, ७४, ८५, ५६० 

सनन्‍्ताजी बाबले-५७. 

सफदर जंग-१२, १३, १६. 

सफशिवान खाँ-३. 

सफी खाँ-५. 

समरू-५२, ७१, ७४, ७५, ७६, 5५३. 

सरवर खाँ-२१, २२. 

सल्दा निया-३ ० 

सलाबत खाँ-१२. 

सदाईराम-४४, ४५. 

हिराजुद्देला-१२, ६९- 

शरीक्षृप्ण- ७२. 

सुजान मिश्र-४८५. 

घुलतानजी लम्भाटे-५७, ५८, ६३ फु० नो०. 

यू रजमल, राजा-११, १२, १३, १४, ३६, ४१, ५१, ५३, ५४, ५६, 
६१, ७६, €!. 


“भौर जदवाहरसिह-१५, १६, १७, १८, १६, २०. 
--भोर भब्दाली-२१, २२, २३, २६. 


“-भौर नजीदुद्देला-३२, ३३, ३४ ३५. 
झंपद एसनपली झ-३, 


भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट 


““हरेजी चौधघरी-६३. 
हरसाय खत्री-५६, ८४. 
हरसुखराय (लेखक)-८६. 
हिम्मतगिर गुस्ताई-४७, 
हैदरअली-७३, 





फु० नो० 


फु० नो०्सं 


फु० नो० 
फु० नो० 


शुद्धि-पत्र 


सं० ३ पंं० ७ 


१६ 

ञ 

१६ 

र१५ 

सं० ३, ९० ३ 
सं० ३, पं० ५ 
२१ 

! 

छ 

२० 


प्रणुद्ध 


केशवराम 
सम्भालो 
मग्नसीर 
सघपषं 
जयपुर 
श्ण 
परस्थिति 
पड़ास 
उसी 
विराघी 
संधि 
सगठन 
सेना 
कलण० 
मेनपुर 

में 

सधि 
सिक्स 
हेवेली 

प्‌व 
पोलियट 
झवदघ ने 
गोहद के 
धनावश्यक 
जवाहर क 
मजमुल-भप्रखदा 


शुद्ध 


केशवराय 
सम्भाली 
मभासीर 
संघर्ष 
प्राम्वेर 
पूर्ण 
परिस्थिति 
पड़ोस 
उस 
विरोधी 
संधि 
संगठत 
सेवा 
२. फाल ० 
मंनपुरी 
मैं 
संधि 
सिक्ख 
हवेली 
पूर्वी 
पोलियर 
प्रवध के 
गोहद के 
प्रत्यावश्यक 
जवाहर के 
मजमुल-प्रखवार 





